॥ श्रीमते रामानन्दाय नमः |॥ 


शुभ कामना 


श्रीरामानन्द सम्प्रदाथाचार्य ज० गु० श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी 
हर्याचायंजी महाराज सादर साष्टाजु दण्डवतत । 
आप ईशावाश्य पर जो परमोपयोगी भाष्य प्रकाशन करने जा 
. रहे हैं, अतः इस विशुद्ध सम्प्रदाय सेवाके लिए. मेरा हादिक अभिनन्दन 
है । इसके प्वेभी आपने श्रीसम्प्रदाय मन्थन, श्री गीता भक्ति-दशन जसे 
विशुद्ध श्रीसम्प्रदाय परक ग्रन्थरत्नोंका प्रकाशन करके बड़ा ही महत्व- 
पूर्ण कायये किया है'। भगवान्‌ श्रीरामजी आपको सफलता प्रदान करें, 
हमारी यही णशुभकामना है । 
आपका विश्वासु श्रीब्रह्म पीठाधीश काठियापरिवारशाताये 
_ श्रीमहान्त रामकिशोरदास, गुजरात 


शुभ कामना 


अनन्त श्रीविभूषित ज० गु० रा० स्वामी हर्याचायंजी महाराजक्ो 
सादर सप्रम दण्डवत । 

आपने श्रीसम्प्रदाय मन्धथन, गीता भक्ति-दशन, श्रीसम्प्रदाय 

समय: ऐसे अनेक महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रन्थोंका निर्माण करके श्रीरामा- 

नन्‍्द सम्प्रदाय समृद्ध कर इसका गौरव बढ़ाया है, जो सवंथा स्तुत्य 

है । अब ईशावास्योपनिषद्‌ एसे महत्वपूर्ण उपनिषद्‌ पर श्रीहरिभाष्य कर 

रहे हैं, जो सम्प्रदायके लिए अत्यन्त उपादेय है। इसके प्रति मेरी 

शुभकामना है एवं श्रीसीतारामजीसे प्रार्थी हु कि. आप दीघेजीवो हों 

ओर सम्प्रदायमें और अधिक साहित्य सजत हो, जिससे सम्प्रदाय 

समृद्धवान्‌ बत सके । 
आपका-- 
म० रघुवी रदास खाकी 
(लाल बाबा) इन्दोर 


45 (0 
मेरी दृष्टिमें श्रीगीता भक़ि-दशन 
अनादि वैदिक श्रीरामानन्द सम्प्रदायके वर्तमान आचार्य 
श्रीसम्प्रदाय मन्थन जंसे दिव्य ग्रन्थ रत्नके प्रदाता विद्वतृप्रवर साधुता, 
वेष्णवताके मूतिमान स्वरूप परम श्रीमीताराम पदारविन्दनिष्ठ भगवत्‌- 
पाद जगदगुरु रामानन्दाचाय पूज्यपाद १००८ श्रीस्वामी हर्याचायंजी 
महाराज द्वारा प्रणीत गीता भक्ति-दर्शन नामक १२वाँ अध्याय पर 


अतिसरल हिन्दी भाष्य आदिसे अन्त तक पढ़ गया, एकही बार नहीं 
तीन-तीन बार पढ़ गया, इसलिए मेरी दृष्टिमें श्रीचरणों द्वारा प्रणीत 


यह ग्रन्थरत्न सर्वांग सुन्दर है और मननीय है । 

द्वादश अध्यायके एक-एक ए्लोक की जो संक्षिप्त और अति- 
सुन्दर तरल व्याख्या आचार्य चरणोंने की है वह श्रीरामकृष्ण उपासकों 
के लिए वास्तवमें जीवन धन है। विद्वत्‌ जगत्‌ से लेकर हमारे जसे 
सामान्य साधकोंके लिए यह भक्ति-दर्शन वास्तवमें परमोषयोगी हैं 
और “बुध विश्राम सकल जन रंजनि” है जो इसे भावपूर्वक पढ़ेगा उसे 
अवश्य शान्ति प्राप्त होगी और जो अन्य भावसे पढ़ंगे उन्हें भी मनोरंजन 
तो होगा ही | किसी पूर्वाग्रह्से वे भलेही सत्यको स्वीकार न पाव 
यह उनकी अपनी ही दृष्टि का दोष माना जा सकता है “जाको रही 
भावना जंसी” परन्तु मेरी दृष्टिमें यह ग्रन्थभी श्रीसम्प्रदाय मन्थन को 
भांति सर्वाग सुन्दर है । श्रीरामानन्द सम्प्रदायमें वततेमान समयके सजग 
प्रहरी श्रीसम्प्रदायके महान रत्न, समीक्षा सम्राट दर्शन केशरी पण्डित- 
प्रवर श्रीवदेहीकान्त शरणजीने परम सत्यही लिखा है कि “श्रीसम्प्रदाय- 
मन्थन श्रीरामानन्द सम्प्रदायका अमृत है” जिसका पान करके मानव 
परमशान्ति प्राप्तकर सकता है। यह दो लाइन का भावपुर्ण अभिप्राय 
उनका है जिनके रोम-रोममें श्रीरामानन्दीयत्व कूट- कटकर भरा है । 
श्रीपण्डितजी महाराज श्रीरामानन्द सम्प्रदायके पावन इतिहासमें उसी 
तरह अमर रहेंगे, जसे वेदोपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र प्रस्थानत्रयो भाष्यकार 
पण्डितराज सारस्वत सावेभीम श्रीरामानन्द सम्प्रदायके महानिधि 
जगद्गुरु रामानन्दाचाय स्वामी श्रीभगवदाबायंजी महाराज आप 
अभर हैं। भस्तु, 


कि), 

आचायचरण स्वामी हर्याचा येजी का यह भक्ति-दर्शन वस्तुतः 

भक्ति सुधा है। आचायेचरण दर्शनके तीसरे पृष्ठमें लिखते हैं क़ि “भक्त 
जब भगवासमें पूर्ण श्रद्धावान्‌ हो जाता है उसके जीवनके चरमलक्ष्य 
भगवान्‌ हो जाते हैं, तब उसके जीवनके प्रत्येक क्रिया-कलाप जप, 


ध्यान, पूजा, पाठ, व्यावहारिक, शारीरिक तथा जीवन व॒त्ति आदि 
सस्बन्ध नित्य निरन्तर भगवानसे बना रहता है । 


यह कथन परम सत्य और उत्तम है, परन्तु यह अनुभव तो 
उसोको हो पाता है जिसे सतत भ्रभुका अनुभव होता रहा हो । इस प्रकार 


आचाये चरणोंने जो पूरे अध्यायकी भक्तिपरक व्याख्या की है वह 
सर्वेथा अभिनन्दनोय है। 


ढादश अध्यायको संक्षिप्त हिन्दी ,भाष्य की व्याख्या समाप्त होने के 
बाद आचाये भगवानने, १-भक्ति रस मानव जीवनका अमृत है, 
रे-पचतत्वजयी हनुमान, ३-भग़वान्‌ रामानन्दाचायेजी द्वारा दलितोद्धार 
४-रामराज्य की नींव उनकी चरणपादुका, ५-हिन्दुत्व का आधार, 
६-आध्ुनिक भारतमें रामानन्द स्वामीका प्रभाव” आदि जो निबन्ध 
लिखे हैं वे तो पढ़ते-पढ़ते जब समाप्त होते हैं तो एक धक्का सा लगता 
है कि यह निबन्ध थोड़ा और विस्तारसे लिखा गया होता तो कितना 
अच्छा होता। इस्तोलिए मैं पुनः अपने हृदयोद्गार प्रगट करते हुए 
विनम्र भावसे यह कह रहा हूँ कि गीता भक्ति-दर्शन मेरी दुृष्टिमें 
सर्वांग सुन्दर ओर दिव्य है। श्रीवेष्णवोंके लिए अमूल्य निधि है तथा 
सनातन जगत्‌के साहित्य भंडार का अनुपम पुष्प है। जिसकी सुगन्ध 
सर्वेदा मानव मनको भगवान्‌की ओर खींचा करेगी। 


अन्तमें भगवत्‌्पाद शआ्राचायं चरण कमलोंमें शतशः वन्दन करते 
हुए विराम लेता हू । 


जय श्रीराम 
श्रीचरणानुचर 
खाकी बापु 


दिव्यासत 
अनन्त श्रीविभूषित प्रातः!स्मरणीय श्रीसम्प्रदायाचाय जगदगुर 


पुज्यपाद स्वामी श्रोहर्याचायेंजी महाराजद्वारा लिखित 


श्री रामानन्दाचाये 
“गीता भक्ति दश्शंन” 


“प्लीसम्प्रदाय मन्थन' के बाद एकही वर्ष में 
श्ीसम्प्रदाय एवं सगुणोपासक भकतोंके लिए अमृततुल्य है। वास्तवमें 
पज्य आचार्य चरणोंने गागरमें सागर भर दिया है। जिसमें सग्रुण- 
निगु णमें सगुण भक्तिक़ी महत्ता, भक्तिरस मानव जीवनका अमृत है 
यह प्रतिपादित है | पद्चवतत्वजयी हनुमान, भगवान्‌ श्रीरामाननन्‍्दाच।यजी 
द्वारा दलितोद्धार, रामराज्य की नींव उनकी चरणपादुका, हिन्दुत्वका 
आधार और आधुनिक भारतमें ज० गु० श्रीरामानन्द स्वामीका प्रभाव, 
आदि प्रसंगोंको आचाये चरणोंने बड़े ही मौलिक ढंगसे अपनी विद्वताकी 
वैलीमें अपने हृदयके दिव्य भावोंको इस पुस्तकमें व्यक्त किया है। 
मुझे विश्वास है क्ि इसको पढ़कर अवश्य सभी बेष्णवजन श्रीसीताराम 
पदारविन्दों की भक्तिको प्राप्त करेंगे। 
पूज्य आचाये चरणोंको प्रभु स्बस्थ दीर्घायु प्रदान करें ताकि 
श्रीसम्प्रदाय, राष्ट्र व समाज तथा सनातन धर्मक्ों ऐसे दिव्य साहित्य 
का लाभ मिलता रहे। 
महन्त गंगादास गुरु श्रीस्वामी केशवदासजी खाकी 
स्वामी भगवदाचाय आश्रम, कर्णावती 
 तथों 
भगवद्धास विरार, बम्बई 


(७ ७४.५४) 
सद॒धर्म बताये 


सोताराम गुणानुवाद सब शास्त्रहुँ: गाव । 
तंदपि न पाव पार वेद कहि नेतिहि गाव ॥।१॥। 
सोई प्रभु भू-मभार हरण भूतल पर आये। 
धर्यों मनुन॒ अवतार जगदुगुरु नाम धराये ॥२॥। 
रामानन्दाचाय कर्यो सब पर उपकारा। 
कोन्ह धर्म उद्धार धरनि पर भक्ति पसारा ॥।३॥। 
द्वादश, शिष्प बनाय जगत से भेद मिटाया । 
रामानन्दाचाय भक्ति का माग बताया ॥|४॥ 
भयों परस्पर प्रेम सभी ने सुख अति पायो। 
खाको गंगादास चरन कमलन पिर नायो ॥५॥ 


समता करे प्रदान वही आचाय कहावे। 
करे भेद निर्माण कहो कंसे सुख पावे ॥६॥ 


बाढ़ोी, भेद महान संत पालकी उठाये। 
कोन्ह प्रबल प्रतिकार भगवदाचाय कहाये ॥७॥ 
शास्त्राथ कर विजय विरोधी जन सब हारे । 
रामानन्दाचार्य भगवदाचार्य हमार ॥५॥ 
भाष्यकार ' महाराज सदा सद्मार्ग बताये। 
स्वामि भगवदाचारय प्रभू के धाम सिधाये ॥६॥। 
स्वामि शिवरामाचाय तभी गादी पर आये। 
हरि सम हर्याचाय' सकल संतन मन भाये ॥१०॥। 


० ५0 ० | ० ० 
गावत नित गुणगान राम का खाकी बापू। 
वरनत गगादास ग्रुरू मम केशव बापू ॥ 
धन धन मेरो भाग्य जो ऐसे सदुगुरु पाये । 
राम कथा भनुराग दीन्ह सदधमरमम बताये ।। 
श्रीमहन्त गंगादास खाको 


5) 
आचार्य परपरा में श्रीस्वामी हर्यांचायजी महाराज 


बेदिक जगत के लगभग सभी आवचार्यों ने वेद उपनिषद्‌ ब्रह्म- 
सूत्र आदि पर अपने-२ भाध्य किये हैं उसी परम्परा के रक्षण हेतु अनोदि 
वैदिक श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के धिद्वृत्प्रवर आचार्यों ने गीता, उपनिषद्‌ 
व्रह्मसृत्र प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया है | . 
श्रोरामानन्द सम्प्रदाय के आद्याचाय जगदुगुरु स्वामी श्रीरामा- 
नन्‍्दाचायेजी महाराज ने प्रस्थानत्रयी पर आनन्दभाष्य किया है । इसी 
परम्परा के पंडितराज सारस्वत सावभौम जगदगुरु रामानन्दाचाये 
स्वामी श्रीभगवदाचार्यजी महाराजने भी प्रस्थानत्रयी पर भाष्य कियाहे। 
आज भी इसी परम्परा के वतंमान श्रीसम्प्रदायाचाययें सकल- 
शास्त्र सम्पन्न वीतराग, गीता, उपनिषद भाष्यकार तथा श्रीसम्प्रदाय 
मंथन के जनक परम श्रीसीताराम पदारविन्दानुरागी, श्री रामभक्ति के 
प्रचारक व्याकरण वेदान्ताचार्य जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी श्री 
हर्याचायंजी महाराज ने श्रीसम्प्रदाय मन्थन, गीता भक्ति दशनमें गीता 
के १२ वें अध्याय पर हिन्दी भाष्य किया है | श्रीसम्प्रदाय समय: 
जिसको जगदगुरु रामानन्दाचाये स्वामी भगवदाचायेजी महाराज ने 
लिखा है उसकी आचाये चरणों ने हिन्दी टीका करके सम्प्रदाय की 
महती सेवा को है। अभी प्रकाशित होने वाला भाष्य ईशावास्योपनिषद्‌ 
पर है | इस उपनिषद में कुल १८ मन्त्र हैं। ईशावास्योपनिषद्‌ शुक्ल 
यजुर्वेद संहिता का ४० वाँ अध्याय है । मन्त्र का अन्श होने से इसका 
बहुत ही महत्व है | यह सबसे पहला उपनिषद्‌ है । इसके पहले मस्त्र 
में “ईशावास्यम्‌ होनेसे ही इसका नाम ईशावास्योपनिषद्‌ पड़ा है । 
इसमें निम्न विषयों पर चर्चा को गई है । 
प्रारम्भ में क्रम करने का सुन्दर विधान बताया गया है । 
उससे विपरीत आचरण करने वालों की दुर्गंति का वर्णन किया गया 
है | परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन सुन्दर ढंग से किया 
गया है. । परन्तु श्रीवेष्णवाचार्यों ने इसी उपनिषद्‌ के अपने भाष्योंमें 


(( हे!) 


द्वारा भगवरत्प्राप्ति मानी है| भक्त के लिए अन्तकालमें 
परमेश्वर की प्राथेना का विधान बत्ताया गया है| उपासऊ शरीर 
स्याग के समय सात्वि वक*»भाव से ईइ्वर की प्राथना क़रता है। उसके 
बाद भर्ची मार्ग का वर्णन किया गया है | यहीं पर ईशावास्योपनिषद 
पृण होता है । 
वर्तमान आचार्यचरण का भाष्य भी भक्तिपरक़ अनुपम भाष्य 
है । पूज्यपाद आचारयंचरण विद्वान होने के साथ ही भक्तिके मूतिमान 
स्वरूप हैं | पूज्यपाद गोस्वामी श्रीतुलसी दासजी महाराज लिखते हैं- 
सोद सर्वेग्य- गुनी सोइ ग्याता | सोइ म्तहि मंडित पण्डित दात्ता | 
धर्म परायन सोइ कुल त्राता | रास चरत जाकर मत राता || 
नीति निपुन सोइ परम सयातना ! श्रुत्ि सिद्धान्त नीक तेहि जाता।! 
सौद कवि फोविद सोइ रनधीरा | जो छल छाड़ि भजइ रघुबीरा |) 
पूज्यपाद आचाये चरण मत्त वचन कम से श्रीराम पदारविन्द- 
चरणकमलानुरागी हैं । आपके प्रवचन, भक्तिपरक लेख पढ़कर जीवन 
में शान्ति का अनुभव होता है । मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है 
कि यह भर्भाक्तपरक ईशावास्योपनिषद्‌ भाष्य भक्तजनों को पूर्ण शांति 
प्रदान करेगा | क्‍ 
ले: पं ० पवनकुमार दास शास्त्री 


३, कर्णावती 
गीता भक्ति दर्शन की विशेष्षता 
-रामसकल दास शास्त्री 
जगदगुरु श्री रामानन्दाचाय, श्रीस्वामी हर्यात्रायंजी महाराज 
द्वारा लिखित “श्रीसम्प्रदाय मंथन” और जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य 
श्रीभगवदाचार्यजी द्वारा लिखित “श्रीसम्प्रदाय समयः को व्याख्या के 
बाद “गीताभक्ति दर्शन” भी आपकी एक उत्तम कीर्ति है । 
जैसे सूर्यके प्रकाशसे संस्तार प्रकाशित होता है और क्रियाशील 
भी होता है । उप्ती प्रकार महान पुरुषों के द्वारा बताये शास्त्रविहित 


( १० ) 


कतेव्य और धर्म को आचरणंमें लाकर संसार के मुमुक्ष साधक॑ अ१५३ 
जीवन को कृताथे बनाते हैं । 
प्रतिपाद्य विषयको गीता, भागवत, रामायण इत्यादि सद्य्रन्थों 
के युक्ति-युंक्त उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है, इसलिए साधा- 
रण पढ़े लिखे जिज्ञासु और साधक अपनी जिज्ञासा भौर साधना के 
विषय में सुस्पष्ट रूपसे जानकर लाभ ले सकते हैं। आप जगद्गुर , 
“श्रीरामानन्दाचायजो”का यही उद्देश्य था कि संसारके लोग ईश्वरकी 
भक्तिका आश्रय लेकर सुगमतासे ससार-सागरसे पार हो सकें। 
आपके द्वारा आचार्योचित इस मंगलमय कार्येसे सम्प्रदाय और 
ससारको बहुत लाभ होगा एवं ईश्वर अभिमुख होनेमें सुगमता होगी । 
“भक्ति रस मानव जीवन का अमृत है” 

इसमें संक्षपही में भक्तिकी महिमा और स्वरूप आदिका रामायण 
तथा अन्य ग्रन्थोंके उदाहरणोंके द्वारा समझाया गया है, इसलिए वेष्णवों 
ओर उपासकों के लिए खूब उपयोगी है। 

“पत्चतत्त्वजयी हनुमान” 

इसमें “श्रीहनुमान्‌जी' के पाँच मुख बतलाया गया है। श्रीहनु- 
मान्‌जीने कौन मुख क्रिस समय धारण किया था और किपत लिये किया 
था । इस प्रकरणको आपने शास्त्रोंक उदारण देख-२ बहुत सुन्दर रीतिसे 
समझाया है। 

 रामराज्य की नींव उनकी चरणपादुका थी” 

इसमें रामराज्यकी विशेषताका वर्णन करके उसके मूलमें भगवान्‌ 
श्रीरामकी “चरणपादुका ही थी, इसको भी आपने बोधगम्य भाषामें 
समझाया है। इसके अतिरिक्त जब श्रीभरतजी जलनेके लिये तैय्यार 
हो जाते हैं, तो पादुका पुरुष रूपमें उनको समभाती है । यह प्रकरण 
बहुत ममस्पर्शी है। है भगवत-स्वरूप आचायंवर ! आपके मंगलमय 
चरणकमलोंमें रामसकलदास का अनन्त साष्टांग दण्डवत्‌ स्वीकृत हो । 

_ >७ दिन ०" 


(११ ) 


अनन्त श्रीविभूषित, महामहिमशालि, 


श्रीमद्यती न्द्र रा मानन्द- 
सम्प्रदायाचा ये, 


वेदप्रतिष्ठापनाचार्य श्रीकाशी पीठाधीश्वर जगदुगुरु रामा- 
ननन्‍्दाचाय श्रीहर्य्याचार्यापरनामधेयमहाराज कमलकोमल पाणिपल्‍लवेषु 
बलिया मण्डलान्तगंत शिवपुर दियरा नामक ग्रामे सुरसरित्तटे श्रीआत्मा- 
नद महात्मद्वारा समायोजिते विष्णुयागावसरे समर्पितमिदम्‌ सस्‍्नेहम्‌-- 


॥ शुभामिनन्दनम ॥ 

योगिन्‌ ! भवच्चरणपड्ूजदर्शनेन अद्यास्त्यहों पुलकिता शुभ- 
यज्ञभुमि: | धन्यास्तु ते शिवपुरे नगरे स्थिता ये नेत्रोत्सवं नवनवं नितरां 
लभन्ते ॥१॥। रम्येभवत्कमल कोमल सौम्यपाणौ काषायवस्त्र परिवैष्टित 
दिव्यभव्ये । ललाटपटले लसदृध्व॑पुण्ड्रम्‌ केषां न वीक्ष्यपरिशुध्यति चित्त- 
वृत्तिः॥२॥। श्रीरामचन्द्रचरणाम्बुज भुज्भराज ! श्रीमत्पदाब्जरसलो लुप- 
भक्तभूज़: | पीत्वा रसं सुखकरं बहुमज्भुलाढयम्‌ गुञ्जन्त्यहो जयजयेति 
सदा भ्रहष्टा: ।।३॥ जन्म्रान्तरीय बहुपुण्यबलेन देव ! अस्माकमद्य जनन॑ 
सफल प्रयातम्‌। अत्रापि पृज्यचरणास्समुपस्थितां यत्‌॒तृथ्यन्ति 
चारू नयनानि न वीक्ष्य वीक्षय ॥४।। दण्ड यतीन्द्र |! तवपाणितले निरीक्ष्य 
साश्चयमत्न॒ यमदण्डधरो विशभेति | संवीक्षय मज़लमयं नवमृध्वंपुण्ड्म्‌ 
सर्वे जना मनसि मोदमवा प्नुवन्ति ।॥५॥ सन्त्यत्र यद्यपि यते भवद्चेनाय, 
दध्यक्षतांकुरफलानि मनोहराणि। मन्ये न तच्च सकल भवदीय 
योग्यम॒ गद्भाजल॑ सपदि केवलमयेयामि ॥६॥ खेटाब्धि शुन्यभुज 
सम्मित विक्रमाब्दे सूयंतिथो सुखद फाल्गुनमासिशुक्ले । श्रीमद्यतीन्द्र- 

पदपद्ू:ज पुजनाय पद्म समपंयति पण्डित हा ।।७)। 

समपंकः-- 

पण्डित रज्भनाथ चतुर्वंदी यज्ञाचाय: 

- (बक्सरस्थः) 


(११) ल्‍ 
भाष्ये भूषए 


अनादि वेदिक श्रीरामानन्द सम्प्रदायके' वर्तमान आचाय शीध्षरत्र. 
दाय सन्‍्धत एवं गीता भक्ति दर्शन के हिन्दी भाष्यकार, श्रौसम्प्रदाव _ 
सभयः पर श्रौहरित्तोषिणी टीकाके कर्ता विद्या भाव्कर श्रीसीताराम- । 
पदारविन्द अनुरागी परम बड़भागी संवंहितकारी परमोपकारी सरस्वती 
के वरदपुत्र परमसंत्त अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य 
पूज्यपाद' स्वामी हर्याचायंजी महाराज द्वारा रचित यह ईशावास्योप- 
निषद्‌ का हिन्दी भाष्य अतिसुन्दर तथा सबके लिए मतनीय चिन्तनीय 
एवं सबविधि अभिनन्दनीय है। मेरे विनम्र मतसे यह भाष्य भाष्य- 
भूषण है क्योंकि पुज्य जगदगुरुजीने इसे इतनी सरल भाषामें लिखा. 
है कि विद्वत्‌ जगत्‌से लेकर एक साधारण मनुष्य तक इसे सरलता- 
पुवंक समझ सकता है इसलिए यह भाष्य भाष्यभूषण है। परमपुज्य' 
गोस्वामीजीने अपने महाक़ाव्यके लिए जो लिखा है| कि-- 
बुध विधाम सकल जत रंजनि। राम कथा कलि कलुष विभंजनि || 


अतएवं यह परभोपकारी भाष्य विद्वानों ओर ज्ञानी पुरुषोंके 
लिए विश्राम स्थान' होगा और साधारण जनके लिए मनमोहक तथा 
कलिकलुषका विभंजन करने वाला होगा। परमपृज्य आचार्य चरणोंने 
संक्षिप्तमें ही सभी विषयों पर सुन्दर वर्णन किया है, आपके इस महान्‌ 
उपकारका सनातन जगत्‌ सर्गदा आभारी रहेगा। 
सरस्वती के वरदंपुत्र :--- 
परमपुज्य आचायचरणजी वास्तवमें सरस्वृतीके बरदपुत्र हैं, 
क्योंकि आप जिसे प्रकार सुन्दर व्याख्यान देते हैं उसी प्रकार स्वतः 
अपने करकमलों द्वारा ही लिखते हैं| उसी प्रकार आप शास्त्रार्थ भी 
बढ़ी शान्तिस क्वरते हैँ। मेरे मतसे यही सरस्वतीजीक्े वरदपुत्र का 
काम हैं। आप निरन्तर काम करते रहते हैं और एक छोटेसे छोटे 
मनुष्यके साथ अति सरल व्यवहार करते हैं। आपके सभी शिष्य दो- 
दी तीन-तीन विषयोंक्े आचाय है लेखक तथा वक्ता हैं । स्वामी महादेव- 


( १३ ) 
दासजीने श्रीअवधम ही एक भव्य धर्मस्थानकी स्थापनाकी है। स्वामी 


रामदेवदासजी एक अच्छे विद्वान्‌ एवं लेखक हैं । श्रीरमेशदासजी अभी 
होनहार उदीयमान वेष्णैव हैं । 


: ऐसे परमाचार्य जगदुगुरु श्री राभानन्दाचार्य स्वामी हर्याचायेजी 
महाराज वास्तवमें जगद््‌गुरु महाराज हैं। आपका यह भाष्य श्री जगदगुरु 
पद प्रतिष्ठित श्रीरामानन्दाचायेजीका अर्थात्‌ आघारयपद करा परम प्रमाण 
है। इस पावन ्रन्थमें श्रीचरणोंने श्रीरामतत्व, विशिष्टाद्वत सिद्धान्त, 
भक्तितत््व आदि अनेक थिषयोंकी बड़ी ही सुन्दर चर्चा की है। मनुष्य 
जीवनका अमृत भक्ति ही है। श्रोराम भक्तिरूपी मणि जहाँ है वहाँ 
दुःख लवलेंश नहीं हो सक्ता | गोस्वामीजीने कहा है कि-- 
राम भक्ति मणि उर बस जाके | दुख लवलेपत न सपनेहँ ताके |। 
राम भक्ति चितामनि सुन्दर | बसई गरुड़ जाके उर अन्तर |। 

ऐसा जो भक्ति भागीरथी का सुन्दर प्रभाव है वह पूर्णरूपेण 
इस भाष्यमें दशित होता है। इसलिए यह भाष्य मेरे मतसे भाष्य- 
भूषण है। यह भाध्य सुरसरि की भाँति सबका हित करने बाला है.। 


क्ाचायं चरणोंकी दिव्य कीति पताका को इतिहासमें सबंदाके लिए 
फरकता रखने वाला है। यथा-- 


कोरति भनिति भुत्ति भलि सोई , सुरसरि सम्न सब कहूँ हित होई.।। 
सब्तचरण रज 
श्रीखाको बापू, कर्णावती 
भाष्य रत्न 
अनन्त श्रीविभुषित अचंनीय वंदनीय सर्वोपभाल।यक श्रीआचाये 
भगषान्‌ ज० ग्रु० रा० श्रोस्वामीजीके परस पावन श्रीयुगल चरणोंमें 


आपका दासानुदास गंगादास खाकी का साष्टाज्भू दण्डवतु नित्यप्रति का 
स्वीकार हो। 


सेवा में :+- द 
पूज्यपाद श्रोस्वामी रामावन्दाचार्थ ज०गु० हयाचायजी महाराज 
_ द्वारा लिखित ईशावास्योपनिषद्‌ पर भाष्य संसारके समस्त भाष्योंमें 


१४) : | 
भाष्य रत्न है। जिस प्रकार समुद्र-मन्थनमें अनेक प्रकारके रत्न निकले 


ठीक उसी प्रकार पूज्यपाद आचार्य भगवान्‌ ने ईशावास्योपनिषद्में से | 


ईश्वर श्रीराम तत्वको समस्त संसारके पदार्थों रत्नके रूपमें सिद्ध 
किये हैं | श्रीरामचरितमानस में रामभक्तिको ही मणि बताये हैं। हमारे 
पज्यपाद आचाये चरणने हमारे रामानन्द सम्प्रदायके ही नहीं बल्कि! 
भारतीय संस्कृतिके रत्नमणि हैं। जिन्होंने श्रीसम्प्रदायको श्रीसम्प्रदाय- | 
मन्थनं, गीता भक्तिदशन एवं ईद्वावास्य-हरिभाष्य जेसे रत्नग्रन्थ दिये। 
मैं, प्रभ श्रोसीतारामजीसे प्रार्थना करता हू॑ कि पृज्यपाद आचार्य- 
चरणोंके द्वारा सम्प्रदाय एवं भारतीय संस्क्ृतिके इसी तरह का ला । 
पूज्यपाद स्वामीजीसे मिला करे। । 
पुज्यपांद आचाय॑ चरणोंके बचनामृतों, ग्रन्थ रत्नोमें ओर प्रत्येक | 
व्यवहा रमें श्रीरामपरत्व का दर्शन होता है। श्रीआचायं भगवान्‌ की 
वाणीसे तो अमृत भरता है । आपके ग्रन्थोंमें इसलिए राम उपासना 
का रामपरत्व का दर्शन होता है क्योंकि श्रीचरण स्वतः अपने कर- 
कमलोंपे ही लिखते हैं । अन्य लोग दूसरे विद्वानोंसे अपने नामसे लिख- 
वाते हैं। वे अपने मनोभावोंके उस ग्रन्थमें केसे व्यक्त करेंगे उस ग्रंथमें 
व्यक्त विचार तो अन्यके हैं। अतएव वे मात्र ग्रन्थ ही हैं। परन्तु रल 
तो वह है जिसमें लेखक के मनोभाव व्यक्त होते हैं। यही कारण है 
क्कि अन्योंके ग्रन्थोंमें सम्प्रदायके विपरीत बातें आ जाती हैं। पूज्यपाद ' 
आचाये चरणोंके जीवनमें कट-कूटकर श्रीरामानन्दित्व एवं श्री रामो- द 
पासना भरी है इसलिए आपके ग्रन्थोंमें तथा भाष्योंमें पन्ने-पन्नमें 
श्रीरामपरत्व का तथा श्रीराम उपासना तथा श्रौरामानन्दीय सिद्धान्त 
का दर्देन होता है। इसलिए यह ईशावास्य उपनिषद्‌ का भाष्य भी 


भाष्यमें रत्न है। ऐसा मेरा मानना है। 


5 अल 


| 


| 
। 


आपका बालक-7 
गंगादास के० (खाकी/ 


भगवद्धाम रामजी मन्दिर 
विरार वेस्ट बम्बई 


( १५ ) 
भारतीय संस्कृति एवं उपनिषद्‌ 


करंबीर स्वामी रामकुमारदासंजी 
क़र्णावती, अहमदाबाद । 


भारतीय संस्कृतिके विकास 
का मूल वेद है। हमारे सनातन 
ऋषियोंने जिस ज्ञानालोकसे 
संसारको आलोकित किया है, 
उसीके आधार पर इस देश का 
नाम भारतवर्ष है। भा-क्रा अथ॑ 
ज्योति था प्रभा है और उस तत्व 
का अन्वेषण ही जिसकी जीवन- 
चर्या रही है वह भारत है। वेद- 
प्रतिपायय आच रण, जीवन, रहन- 
सहन, वोध आदि ही हमारी भारतीय संस्कृति है। वह उपनिषदोंमें 
स्थिर है । शब्दस्तोत्र महानिधिमें लिखा है--“उपनिषच्यते प्राप्यते ब्रह्म- 
विद्या अनया इति उपनिषद्‌” जिसके द्वारा ब्रह्म अथवा ब्रह्मविद्याक्ी 
प्राप्ति हो उसे उपनिषद्‌ कहते हैं, अथवा जिसके द्वारा पुरुष ब्रह्मको 
प्राप्ति करता है उसे उपनिषद्‌ कहते हैं । 
“उपनिषीदतति प्राप्तो ब्रह्म यया' 
षदलु ८" अथवा षद्‌ .धातुके अर्थ उप तथा नि उपसर्ग का 
साहचर्य होनेसे बदल जाते हैं। द 
उपसगेंण धात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते। 
प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्‌ ।। 


उपसमगंके द्वारा घातुका अर्थ अन्यत्न ले जाया जाता है अर्थात्‌ 
परिवर्तित हो जाया करता है। जसे हार शब्दमें प्र उपसगंसे प्रहार, 
आ से आहार, सम से संहार, वि से विहार तथा परि से परिहार शब्द 
बन जाया करते हैं। उप उपसर्ग का अर्थ समीप भी होता है। उप के 


( १६ ) 
साथ षद अथवा सद्‌ धातुका प्रयोग उपनिषदोंमें अनेक स्थानोंपर प्रयोग 
किया गया है। | 
अथ हैन॑ प्रस्तोता उपससाद ।. [छान्दोग्य १।११।४ ] द 
इसके उपरान्त प्रस्तोता नामक ऋत्विक्‌ उनके पास आये। ' 
उपनिषद्‌ शब्दका अर्थ समीप आना अथवा बैठना होता है। गुरुके 
सालिध्यमें बठकर विद्या ग्रहण किया जाता है। अतः उपनिषदका 
व्यावहारिक अर्थ गुरुके समीप बेठकर प्राप्तको हुयी ब्रह्मविद्या हुआ। 
ब्रह्म विद्याके द्वारा साधक ब्रह्मका सान्निध्य प्राप्त क़रनेके योग्य होता है। । 
उपनिषत्तु नितरां समोपे उपवेष्टं समर्था भवन्ति साधका अनया 
इत्युपत्रियद्‌ । उपनिषदोंमें ही उपनिषद्‌ शब्दका प्रयोग शिक्षा, उपदेश, 
विद्या और ज्ञात्तके रूपमें सवंत्र किया गया है । 


यदेव विद्यया करोति भ्रद्धया तदेव वीथंवत्तस्थ । [छा० १।१।१०] 
अर्थात्‌ जो कर्म विद्यासे, श्रद्धासे और उपनिषदसे प्राप्त तथा | 


माग निदशके अनुसार किया जाता है, वही पूर्ण वीयंवान होता है 
ओर वही कार्य शुभदायक तथा फलदायक कहा जाता है। 


धनुग हीत्वोपनिषदं महास्त्रं, 
शर छा पासानिशित सन्धयीत । 
आचम्य तद्भाव गतेन चेत्तसा, 
लक्ष्य तदेवाक्षरं सोम्य चिद्धि !। 
[ मुण्डक उ० २।२॥३] 
है प्रिय ! उपनिषदोंमें वणित ब्रह्म॒विद्याके महान्‌ अस्त्ररूपी 
धनुषक्रो धारणकर अवश्य ही उपासना एवं भक्ति द्वारा आत्मस्वरूप 
वाणको चढ़ाओ तथा भक्तिसे परिपुर्ण मससे उस धनुषको खींचकर उस 
अविनाशीरूपी लक्ष्यको ही वेध दो । इस प्रकार उपनिषदसे वेदोंका 
बहुत बड़ा सम्बन्ध है | ब्रह्मविद्या का रहस्य उपनिषदोंमें गृढ़ रूपसे 
वर्णन क्रिया गया है। वेदों का प्रादुर्भाव उस ब्रह्मक़ो चारों वेदोंने ही 
परिज्ञान किया है जो पुवंकालके विद्वान ऋषि उस ब्रह्मविद्याक्नो अच्छी 
तरह जानते. हैं । 


(१७ ) 


ब्राह्दी उपनिषदके तप, दम, मन, एवं इन्द्रिथका अनुबन्धन, श्रेष्ठ 
कम एवं सम्पूर्ण वेदाज्भका आध्रार है, भाश्रय है तथा सत्य उसका 
आयतन निवास स्थान है ।*ब्राह्मी उपनिषद्‌ वेद वेदाज्भ पर ही आधारित 
तथा सत्यमें हो प्रतिष्ठित है। उस ब्रह्मविद्या या सत्य का वास्तविक 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए एवं उसपर आचरण करनेके लिए मन एवं 
इन्द्रियोंका अनुशासन श्रेष्ठ कर्मोका सम्पादन अत्यन्त आवश्यक है । 

अतः यहाँ स्पष्ट हो गया कि उपनिषदोंके पूर्ण आधार वेद ही 
हैं और वेदोंमें वर्णित ब्रह्मज्ानकों ही सरलरूप उपनिषदोंने ही प्रदान 
किया है। जो लोग यह समझते हैं कि उपनिषदोंका ज्ञान कहीं अन्यत्रसे 
लिया गया है, वे अन्धानुकरण करते हैं, और कुछभी नहीं है । 
अतः स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषदोंमें ब्रह्मविद्या या ब्रह्मज्ञान 
या आत्मज्ञान वेद भगवान्‌की हो कृपापर आश्रित है। यह ईशावास्य 
उपनिषद्‌ साक्षात्‌ वेदवाणी है । यह किसीके द्वारा नहीं रचा गया है । 
इस प्रकार उपनिषद्‌ भारतोय संस्क्ृतिके आधारभूत ग्रन्थोंमें विद्यमान 
है। भारतीय संस्क्ृति का गौरव सदंव उसकी परम्परामें अपनी एक 
विशेषता लेक रहो उपस्थित रहा है। समस्त ससारके लोग ज्ञानका प्रकाश 


प्राप्त करतेके लिए शिक्षा हेतु इस्त आर्यावतंकी पावन्रभूमि पर आनेमें 
अपना गौरव मानते रहे हैं । 


एतहेश प्रसुतस्य. सकाशादग्रजन्मतः । 
स्व स्व चरित्र शिक्षरेन्‌ पृथिव्यां सवंमानवाः |. 
( सनु० २।२० ) 


इस देशके गौरवको इस प्रकार मनु ने अपने शब्दोंमें व्यक्त 
किया है कि विद्वान्‌ ब्राह्ममणोंसे आक़र लोगोंने शिक्षा ग्रहण किया है। 

आज हम स्वयं अपने गौरवभूत वेद, उपनिषद्‌ जसे श्रेष्ठग्रंथों 
वी उपेक्षा करनेमें अपने को गौरवशाली मानते हैं। आज विदेशी 
संस्कृतिके प्रति हम अधिक जागरूक हैं, यही हमारे पतनका प्रधान 
कारण है। आजका युवक वर्ग तथा किशोरवग अपने देशकी गोरव- 
गाथासे प्रायः अपरिचितसे हो गये हैं । 


( पृ.) 


गायन्ति देवा किल गीतकानि 
क्‍ धन्यास्तु ते भारतभुभमि भागे। 
स्वर्गापवर्गास्पद मागभृते 
स्वन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ।। 
( विष्णु पुराण ३।२४ ]) 
जिस देशकी गोरवगाथाका गान निरन्तर देवता लोग किया 
करते हैं। जहाँ देवता भी मानवके रूपमें अवतरित होते हैं, ऐसी स्व. 
एवं सोक्षका मार्ग प्रशस्त करने वाली भारतभूमिमें जन्म ग्रहण करने 
वाले घन्य हैं । 
यह भारतभूमि पुण्यभू मि, तीथेभूमि एवं कर्मेंभूमि है. और अन्यान्य 
देश भोग भूमि हैं। यह निश्चित है कि करमोके क्षय होनेपर मैं कहाँ | 
जन्म ग्रहण करू, यह कहना कठिन है, परन्तु वह मानव जीवन धन्य 
है जो इस भारतभूमिमें जन्म ग्रहण किया है। स्वस्थ शरौर उन्नत | 
ललाट, इन्द्रियों पर संयम, पुण्यसे प्रेरित सनन्‍्मार्गंपर अनुगमन कर जीवन 
यापन करते हैं । 
इस प्रकार विचित्र संस्कृतिसे परिपूर्ण हमारा यह भारतदेश 
परम यशंस्वी, गौरवशाली स्वाणिम देश है। यह ऋषियोंक़ा देश, 
तपस्वियोंका देश है । फिरभी आज रोनेका मन होता है, किससे रोऊं ! 
हमारा रुदन भी आज अरण्य रोदन ही है क्योंकि अपने कुत्सित कर्मोसे 
हमीने इसकी मंलिन करके इस छविको धूमिल कर दिया है। आह ! 
अपने अज्ञानसे इस महिमा मण्डित देशकी और अपनी संस्कृति क़ी 
दुर्देशा हम स्वयं करने पर उतारू हैं। आज यह विषय मनीषियोंके 
लिए चिन्त्य है। भाज हम वेद पर, उपनिषद्‌ पर, पुराणों एवं शास्त्रों 
पर जब कुछ कहना चाहते हैं तो सर्वप्रथम पहले विदेशी विद्वानों 
अन्वेषकों की गवेषणा का उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। यह हमारे देश 
वासी विद्वानोंका दुर्भाग्य या अल्पज्ञता कही जाये या उत्तको मुखता 
कही जाये। यदि विदेशियोंने कुछ लिख दिया है तो उसे हम पत्थर 
क्री लकीर मानते हैं । यदि कोई भारतीय विद्वानुने कहा है तो उप्तकी | 


६ 903 . )।' 


काटने में हम अपनी सम्पूर्ण शक्ति (विद्या, बुद्धि! को खपा डालते है । 
यही आज इस देश का दुर्भाग्य है । 

यद्यपि उपत्तिषदध और वेदों पर बिदेशियों का मौलिक़ अध्ययन 

हुत अल्प है, १२ .हम यह समभ बंठ है कि विदेशी विचारकों के 
उद्धरण देने से यह बात विशेष आकर्षक हो जायेगी पर ऐसी बात 
वास्तव में है नहीं । किन्तु उपनिषद्‌, वेदान्त आदि का जो चिन्तन 
हमारे भारतीय विद्वानों ने किया है, वह परम्परा और प्रतिभा उनके 
पास है ही नहीं । वास्तव में भारत का समृद्ध काल उपनिषद्‌ काल 
है | उपनिषदों का दर्शन ब्रह्म/ण्ड के विषय में मानवोय विचारधारा 
का सर्वोत्कष्ट बिन्दु है जो वेदिक युग में प्राप्त किया जा च॒का है । 
जो उसी समय से आज तक इससे श्रेष्ठ किसी ज्ञान को प्रकाश प्ण 
रूपेण विकसित नहीं हो सका है ' 
इस्लाम धर्मावलस्वियों में मुगल शाहजादा दाराशिकोह के 
अतिरिक्त मंसूर, सरमद, फंजी, बुल्लाहशाह आदि अनेक ऐसे विद्वान 
हुए हैं जिन्होंने उपनिषदों को अपने जीवन का पाथेय बनाक़र मागे- 
दशन प्राप्त किया है । दाराशिकोह तो ऐसा विद्वान था,जो संस्कृतका 
अध्ययन करके उपनिषदों का अध्ययन क्विया और उसमें ईशोपनिषद्‌ का 
फारसी में अनुवाद भी किया था, उसी से उसे शान्ति की प्राप्ति हुयी 
थी । इसी प्रकार अग्रेज दार्शनिकों ने भी उपनिषद्‌ का प्रगाढ़ अध्ययन 
किया तथा उस पर अपना मन्तव्य और वक्तव्य दोनों दिया । प्रसिद्ध 
जमेन दाशेनिक सोपेन हावर ने लिखा है कि--. 

573 ॥॥6 ४४४0]6 १४००० ''्र८7८ [$ 7० ०(५१ए----80 
60८९७) 070 830 €]९४४४॥४ ७४ 79४ ०६ 88 5028]9083, 
60 ॥3$ >६6॥ (८ 502९९८ 0६ गए एप 270 ०६ प्रा] ७६ (8८ 
50]306 0 779 06900, 


सारे संसार में ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है-जो उपनिषदोंके 
समान उपयोगी तथा जीवन में विकास को ओर' प्रेरित करने वाला 
हो । यह मेरे जीवन में शान्ति प्रदान करने वाली है और यह मृत्यु 


| २० ') 
के समयभी शान्ति देगी | भव यहै विचार भी भारतीय सनांतने परम्परा | 
की ही कड़ी है। पर हमारे यहाँ पढ़ी विद्वान इस बात को अधिक 
तूल देगा और यदि यहो बात भारतीय मनीषी या विद्वान द्रा कही 
गयी है तो उसको यहाँ का विद्वात लेखक बिलकुल महंत दें ही नहीं। 
सकता है | धर्म की व्याख्या एवं आध्यात्मिक माध्यम यह आंगल' 
विद्वानों की न तो मान्यता है भौर न॑ उत्तका यह विषय है | यहतों' 
उनकी बुद्धि का मात्त व्यायाम है। हमारे मनीषियों की परम्परा मान्यता 
में जीवन समाप्त हों गया है | 
आत्मा परमात्मा का चिन्तत और मनन, निविध्यासन यंही ह 
विषय लेकर उपतिषद्‌ आदि की व्याख्या प्रस्तुत किया है। जगत क्यों 
है ? परमात्मा क्या है ? इसका प्रवतंक कौन है शरीर का संचालन 
केसे होता है ? यह जीव परमात्मा का अंश कसे है ” आदि विषयों 
पर विचार करते हुए मृत्यु क्या है ” की विशद व्याख्या की गयी है।॥ 
जेसा कि शास्त्रों में वणण किया गया है कि अग्नि, वायु, सूर्य 
आदि ३३ देवता अन्श रूपसे इस जीवात्मा. के साथ शरीर में आकर 
इन्द्रियों और अवयवों में निवास क़रते हैं | इन सभी का अनुशासन 
करने वाला मात्र आत्मा ही कहा गया है | वदिक वाह मय में जो' 
भी परमात्मा परक शब्दों का प्रयोग किया गया है वे मर्यादित भाव 
के साथ-साथ आत्मा के। भी वाचक रूपमें विद्यमान हैं। और जो 
जीवात्मा के वाचक शब्द आये हैं वे असीमित और विस्तार रूप में 
परमात्मा के भी वाचक़ हैं । इस प्रकार के शब्द दोनों के सत्र दृष्टि" 
गोचर होते हैं क्योंकि दोनों के गुण धर्म बहुत अन्शों में समान हैं और 
दोनों का पिता पुत्र सम्बन्ध संसार एवं शास्त्र प्रसिद्ध भी है । परमात्मा 
सदा स्ववस है और जोव सदा परवदश है । द 
परबस जीव स्वबध भगवन्ता | जीब अनेक एक शक्रीकन्ता ॥। रा०मॉ० 
परमात्मा सदा पूर्ण ज्ञानी शुद्ध बुद्ध एवं स्वयंभू है | जवर्कि[ 
आत्मा का ज्ञान सीमित है । वह अज्ञान तथा भिथ्या ज्ञान सें भी युक्त 
होता हैं और कर्मों का फल भोगने में परतल्त्र होंत॑। हैं। अस्तु अवस्थांके । 


(२१ ) 


वीधक जो शब्द जौवात्मा के लिए प्रयोग किये गये है, वे परमात्मा 
के लिए कभी प्रयोग नहीं होते । वेदोंमें परमात्मा के जिन-जिन गुणों 
फा वर्णन किया गया है-उनका भजन, अनुष्ठान करके चिन्तन, ध्यान 
फरके साधक भक्त अपने जीवन को कृतार्थ करता हुआ भगवत्‌ सा च्निध्य, 
कृपा एवं परमगति अवर्ैय ही प्राप्त कर लेता है । यही कारण है 
कि विविध मन्त्रों में परमात्मा के गुणों का भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णन 
किया गया है| ऋषियों ने अपनी ऋतम्भरा प्रतिभा से जिस तत्व 
का दर्शन कियां है उन-उन ऋषियों का परिचय विनियोग के रूपमें 
विद्यमान है. जैसे भसुण्डि के द्वारा लक्ष्य किया जाता है उसके बाद 
उसको चलाया जाता है | उसी प्रकार जिन तत्वों का विवेचन किया 
है उनका साक्षात्‌ दशेन उनकी अ्राप्त हुआ है । अतः “ऋषयो मन्त्र 
द्रष्टारः' कहे गये हैं । 

जान और फर्म-ज्ञान कर्म की चर्चा भी उपनिषदमें विद्यमान 
है । ज्ञान तथा कर्म अन्योन्याश्रित है। दोनों की उपयोगिता है। मानव 
अपने ज्ञान के अनुसार कर्म करता है और उसका फल भी भोगता है। 

अवश्यमेव॑ भोक्तव्यं कृत कम शुभाशुभम्‌ । 

नाभुक्त क्षीयत्ते कम॑ जन्मकोटि शर्तरपि || [गरुण पुराण ] 

किये गये शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है । 
थे कर्म सैकड़ों करोड़ों जन्मों में भी बिना भोग के क्षीण नहीं होते । 

मन्त्र द्रष्टा ऋषि-मभनन्‍्त्र के द्रष्टा ऋषि वेद मन्त्रों के साथ 
जुड़े हैं । कुछ विद्वानों का मत हैं कि इन मन्त्रों का ऋषि .दध्यड_ 
अथर्वा हैं। ऋषि बाच पञ्चाध्यायी दध्यडडार्थंवणो ददर्श | ( यजु० 
सर्वानुक्रमणी ४।५) यजुर्वेद के अन्तिम पाँच अध्यायों के ऋषि दध्यडः 
अथर्वा हैं | गोपथ ब्राह्मण में अथर्वा शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकारको 


गयी है-+- 
तद्यवद्वी दथा वडिनमेत स्वेवात्स्वन्बिच्छेति._ तदथर्वाध्भवत्‌ । 
| गोपथ १४ ] 
वह जो उसने कहा कि अब सामने इस को इन्हीं जलों में 


खोज, अतः अथर्वा कहा जाने लगा । अंप्सु शब्द का प्रयोग सम्भवतः 


( २२ ) 


इसीलिए किया गया है कि वह आप्ल-व्याप्तौ धातुसे निष्पन्न होता है 
जिस प्रकार भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं उसी प्रकार जलभी सर्वत्र किसी _ 
त्त किसी रूपमें विद्यमान है। वाष्पके रूपमें जलके कण सवंत्र 


व्याप्त 
रहते हैं। वायुमें भी उसकी विद्यमानता रहती है। आंप दब्दब्रह्मका 
भी वाचक है तथा प्रकृति आपोमय कही जाती है । भगवान्‌को बाहर .. 


क्यों ढढ़ते हो, अपने अन्दर ढ़ ढ़नेका प्रयास करो । 
3 इस प्रकारके वचन कहने वाले ऋषिका नाम अथर्वा कहा गया 
है। अन्य विद्वान्‌ कहते हैं कि आत्मविद्या या ब्रह्मविद्याके साथ सम्बन्ध 
है । थव का अर्थ गति है अत: अथर्वा गतिरहित 
योग साधनके बाद जो मनकी स्थिरता, 
होती है उसका दर्शक यह शब्द है। स्थिर 


अथवा निश्चल हुआ। 
एकाग्रता, अचञ्चलता पिद्ध 


बुद्धि, स्थितप्रज्ञ, तमाधिस्थ 
यह इसका भाव है । ऐसे योगीका ब्रह्म विद्या का सम्बन्ध होना स्पष्ट 


हैं। अतः इस अध्यायका अथर्वा ऋषि नाम बता रहा है कि इस 
अध्यायमें ब्रह्मविचार और आत्मविचार हुआ है। 

देवता :--जिस मन्त्रमें जिसका वर्णन 
होता है । देवताका दीक-ठीक परिज्ञान हो जानेपर वेद मम्त्नोंका अथ 
करना सरल हो जाता है। यजुबंद संहितामें इस अध्यायके सभी मनतरों 
का देवता आत्मा लिखा गया है । मात्र अनेजदे 


लिखा गया है। इस अध्यायमें आये भन्त्रोंमें 
आये हैं वह निम्न हैं। 


होता है वही उसका देवता 


40000: 20 0 का देवता सूचक शब्द 
१- ईशा वास्यम्‌ ० दा 
२- कुवेश्नेवेह० ा 
३- असुर्या तो मे ० के 
४- अनेजदेकम्‌७ रु 
५- . तदेजति० या पनतु 
2 जज आस कवि: 


(२३ ) 


5- संपरयंगात्‌० 2 

- अन्धतम: ० पषन्‌ सत्य 
१०- हिरण्मयेन० एक पृषन्‌ यम 
है पूषन्नेकर्षे ओशभ 
पर द वायुरनिलम्‌ ० ... अग्नि _ 
१३- अग्ने नय० 20 


प्रभुति इध प्रकार देवता वाचक मुख्य शब्द ईश आत्मा कवि यम, 
सत्य पुरुष, ब्रह्म, ओम तथा अग्नि हैं। यह स्पष्ट क़रना अत्यन्त 
आवश्यक है कि ये शब्द एक ही देवता अथवा ईश्वरके प्रकाशक हैं । 
एक ही परमात्माके वाचक शब्दका विद्वान बहुत प्रकारसे लोग वर्णन 
करते है| इन्द्र, वरुण, अग्नि, सुपण, गरुत्मानु, यम तथा मातरिश्वा 
कहते हैं ! 
ज्ञान तथा फर्म --और उपासनाके स्वरूपका वर्णन वेदों उप- 
निषदों दोनोंमें समान रूपसे विद्यमान है परन्तु इनका विनियोग सही 
 रूपमें होना कठिन ही है! इन तीनोंमें से एक का भी यदि ठीक अनु- 
संधान हो जाय तो यह समस्त जीवन छइतार्थ हो जाय । यदि इसमें 
ज्ञानपूर्ण हो जाय तो कर्म और उपासना उसके उपाझु बन जाते हैं! . 
किसीका कम पूर्ण हो जाय तो ज्ञान और उपासना उसके उपाज बन 
जाते हैं और यदि उप्ासनापूर्ण हो जाय तो कर्म, ज्ञान उसके उपाज् 
बन जाते हैं। इन तीनोंको विशद्‌ व्याख्या वेदों एवं उपनिषदोंमें 
उपलब्ध है | 
वैसे उपासनाका सम्बन्ध हृदयसे होता है। यह मानव जीवन 
मात्र कर्मसे अथवा ज्ञानसे सफल होनेपर भी अधूरा है। श्रद्धा और 


विश्वाप्त एवं भक्तिका स्थान हृदय हैं। यदि हृदय शीतल नहीं हो 
पाया तो यह जीवन बोझ ही ढोता रह गया। इन तीनोंमें से एकभो 
पूर्ण हो जाय तो जीवनका पक्ष पुष्ट हो जाता है। भ्रतः तीनोंके 
समुच्चय की परम आवश्यकता है। 


( २४ ) 


उपासनाको जो लोग आज अन्धभक्तिके रूपमें मानते हैं वे तो 
दया के पात्न हैं, क्योंकि उनका हृदय उस आनन्द व सुखकी अनुभूति नहीं 
#र पाया है। वह किसीको प्रेम नहीं दे फाया है। भगवत्‌ भक्तिके 
सहारे दो बूद आँसू नहीं बहा पाया है। किसीके क्षोभको अपने प्यारसे 
नहीं थपथपा पाया है.। किसीके हृदयमें नहीं भाँक़ पाया: है । वह 
बेचारा उपासनाके सुखका अनुभव कसे कर पायेगा जिसका समग्र जीवन 
होटल एवं हास्पिटल बनकर रह गया है। 
हमारी भारतीय संस्क़ृतिमें भक्ति और उपासनाकी प्रधानता 
सदा रही है। मानव अपने मंगलके लिए इनका आश्रय लेता है 
ईश्वरके रूपमें अपने चित्तको स्थिर या केन्द्रित करनेका नामही उपासना 
है | चित्तमें दृढ़ता बलपुर्वेक् या हठात्‌ कभी भी उत्पन्न नहीं होती। 
प्रमके द्वारा ही मन स्थिर होता है। वही जो ईइ्वर प्रेम है उसको 
शास्त्रोंमें भक्ति नामसे अभिह्ठित किया गया है। उपासना और भतक्तिमें 
परस्पर जन्य जनक सम्बन्ध विद्यमान है । उपासनामें अधिकाधिक प्रवृत्ति 
होती हैं। भक्ति ओर उपासनासे लौकिक और पारलौकिक दोनों 
प्रकारके लाभ हैं। ईश्वरमें मन लगाकर उनकी शक्तियोंका अंश अपने 
मंनमें लाकर ग्रहण करनेसे लौक़िक लाभ भी हो सकता है, परन्तु 
मुख्य लाभ तो तभी होता है जब संसारसे मन मोड़कर भगवानकी 
ओर इसे लगाया जाय, ओर यह मन विरक्त हो जाय तथा अपने 
जीवनके समस्त क्रिया-कलाप भगवान्‌को हो समपित कर दिया जाय । 
मोक्ष था भगवत्‌प्राष्ति की जाय भर्थात्‌ उसका सान्निध्य प्राप्त हो जाय | 
भगवत्‌ प्रेम यदि प्राप्त हो जाय तो मानवको सांसारिक उचन्चतिकी 
वासना अपने आप हट जाती है। 
अत: शास्त्रोमें, भक्तिका विशेष महत्व दिया 
बराइुमय पर प्रायः आक्षेप्र क्रिया जाता है कि वेद 
है । बेदोंमें विभिन्न देवताओंक़ो हो ईश्वर मानो ग 
परत स्तुति 2] कप प्राप्त होती है। ए 
की उपर्सता तो वैेदोंमें है ही गहीं। तदनुसार 


गया है। वंदिक 
तो अनेकेश्वरवादी 
या है और उसमें 
के परमात्मा या ज्ञान 
तैदोमें अर्थात्‌ भारतीय 


(२५ ) 


संस्क्ृतिमें विविध प्रकारक़ी उपासना स्वीकारकी गयी है । कोई विष्णुक्रा 
अचेन, कोई रामजीका वन्दन, कोई कृष्ण, कोई शिव, गणेश या शक्ति 
को, तब एकेश्वरवाद कहाँ 


परन्तु यह आक्षेप निस्सार है। वेदोंमें शतशः मन्त्न ऐसे हैं जो 
एकही ईश्वरका प्रतिपादन करते हैं। 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन; 

यश्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषदुः । 
यस्तत्न बंद किम्तुच्ा करिष्यति, 

य दइत्तद्विदसत इसे समासते ।। 


[ ऋ० १!१६४।३४८ ] 
ऋचाके प्रतिपाद्य अक्षर परमाकाश रूप पर ब्रह्म, जहाँ सारे 


देवता निवास करते हैं को जो नहीं जानता, वह वंदकी ऋचासे भी 
कुछ नहीं क्र सकता है अर्थात्‌ उसका वेदाध्ययन करना व्यथंही है 
ओर जो उसको जानता है वह अमृत अवस्था मोक्षको प्राप्तकर लेता है । 

इसी प्रकार विभिन्न मन्त्रोंमें उसी ब्रह्मका भिन्न-२ देवताओंके 
नामसे वर्णन किया गया है। इस प्रकार शतशः वाकयों द्वारा जगत॒का 
मूल तत्वही एक परब्रह्मकों माना गया है ॥ अनेकेश्व रकी क्या बात है। 
वंदमें परब्रह्म परमात्माके अतिरिक्त किप्तीको नहीं माना जाता है। 


उपासना भेदसे भलेही वह विविध नामरूपको धारण किये हों, पर 
परब्रह्मकी सभी मानते हैं। 


भारतीय संस्कृति-- धर्मके एक्यंके न रहनेपर भी सिद्धान्त को 
दृष्टिसे भारतीय कहलाने वाले सभी भारतीय आचार विचारोंका संग्रह 
किया जा सकता हैं। वह सिद्धान्त है आध्यात्मिकता की सर्वमान्यता । 
अध्यात्म-दृष्टिपर समस्त व्यवहारोंकी उपादेयता का निर्धारण करना 
इस पर सभो भारतोयोंका मतक्‍्य हें। अतः स्पष्ट हो जाता है कि 
भारतीय संस्क्ृतिका प्राण अध्यात्म एवम आचरण ह। अब प्रशन उठता 
कि अध्यात्म क्या वस्तु हैं? उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है 
 आस्तवमे उसकी उपादेयता क्‍या है? और वह भारतीय संस्कृतिका 


(7२६ ) 


मूल कसे हैं ! आज इस देश को उस संस्कृति की आवश्यकता है कि: 
: नही ? इन सभी बिचारों का मृल्याद्वन करना अति आवश्यक है । 
भारतीय संस्कृति में स्थिर यह एञ्चभूत से निर्मित शरीर 
एवं इसके अतिरिक्त एक आत्मा की सता मानी जाती है। यह आत्मा 
अजर अमर कहा गया है | शरीर तो बदलता रहता है । पर आत्मा 
सदेव एक रूपमें ही स्थिर रहता है । गीता भगवती अनुग्रह करती है-- 
न जायते सख्रियते न कदाचित्‌ नाथ्यं भुत्वा भवितावा न भूयः । 
अजो तित्यः शाश्वतोध्यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे।। 
यह आत्मा जन्म-मरण रहित ह । शरोर के मरने पर भी 
इस आत्मा का मरण कभी किसी कालमें नहीं होता हैँ | यदि भारतीय 
संस्कृति का वेशिष्ट्य पुनजन्मवाद ह तो इसको मूल संस्कृति में आने 
वाले श्रीरामानन्द, श्री रामानुज,शव, बोद्ध,जेन, सिक्‍्ख,आर्य समाज,,ब्राह्म- 
समाज आदि जितने सम्प्रदाय हैं वे सभी इस पुनजन्मवाद को अवश्य 


स्वीकार करते हैं। अत: आचार-विचार संस्कार के थे दो पहल हैं। उनमें 
विचारांश में भारतीयों का ऐक्य स्थापित है । शरीर के अतिरिक्त 


आत्मा है | जिप्त प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन, वस्त्र आदि 
की अपेक्षा हे उसी प्रकार आत्मा के प्रति हमारे कुछ कतेब्य बनते हैं। 
अध्यात्म पर अवलम्बित आचार व्यवहार ही आचारांश में भारतीयों 
की एकता को प्रतिष्ठित करते हैं । 

प्राचीनकाल में भी भारतीय मनीषियों में अध्यात्म को प्रधानता 
विद्यमान थी | आत्मा को उन्नत बनाने वाले आच्चरणों को जी 
के रूप में ग्रहण किया जाता रहा है भाज भी पित्त वही है, आज 
का शिक्षित समाज भी धर्म के नाम पर चोंकजांता है। कुछ ऐसे भी 
सज्जन हैं जो धर्म के नाम पर च्ॉंक जाते हैं। परन्तु खेद का विषय 
है कि वे धर्म के स्वरूप पर ध्यान नहीं देते। धर्म तृ तो कोई 


हीवा है 
न कोई चोकाने वाली वस्तु है,और न ही अवनति के मारगमें ले जाने. 
वाली वस्तु है. । धर्म उसी को क़हते हैं जो आत्म परिष्कार और 


आत्मोन्नति की ओर प्रेरित करे । धर्म का लक्षण 


( २७ ) 


“ए्तोव्श्युदये निःभेयसः सिद्धि स धर्मंः” जो क्रमश उन्नति करते हुए 
चरम उन्नति पर हमें प्रतिष्ठित करदे उसकी धर्म संज्ञा हैं। उत्त प्रकार 
कौ उन्नति मात्र संसार की नहीं बल्कि अपने आत्मा को उन्नति के 
लिए क़हां गया है ! 
मोक्ष भी धर्म के ढ्वारा ही सम्पन्न होता है । आधुनिक यन्त- 
यरग में नवीन-नंवीन मन्त्रों का अविष्कार हो रहा है। वह हमें उन्नति 
की ओर अवश्य ले जाता है, किन्तु यहाँ विचारणीय वंस्तु यह है 
कि इन सभी मन्त्रों का निर्माता कौन है ? मनुष्य की कल्पना शक्ति 
ही इन यन्त्रों का निर्माण करती है, यह कल्पना शक्ति किस यन्त्र से 
तैय्यार हुयी है ? इसका उत्तर किसके पास हे ? इसका ज्ञान भारतीय 
संस्कृति में मुख्य रूपमें स्वीकार किया गया है । 
कल्पना शक्ति जो यन्त्रों क्री जन्मदात्नी है उसका उद्भावके 
मने बुद्धि और सबके सब चंतन्यप्रद आत्मा का विचार आध्यात्मिक- 
वाद है, जिंस पर यह सभी कुछ दृश्यमान है । भारतीय संस्कृति के 
नेता यही कहते हैं कि जो अपने आप का परिष्कार एवं सुधार न कर 
सका वह अन्य वस्तुओं का निर्माता होने पर भी महत्व शाली नहीं 
कहा जा सकता | अतः यहाँ की संस्कृति में आध्यात्मिकवाद को 
प्रधानता स्वाभाविक रूपसे दिखाई पड़ती है । द 
आज अध्यात्मवाद के अनुयायियों ने धर्म के आगे अर्थ और 
काम को गिरा दिया । वे केवल धर्म ही धर्म को पकड़े रहे और उससे 
अपनी ही हानि करते रहे परन्तु यह ध्यातव्य हे कि हमारे यहाँ अथे, 
धर्म, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ स्वीकार किये गये हैं। पुरुषाथ 
का तात्पर्य यहाँ पुरुषोंके द्वारा चाहने वालाया प्राप्त होने योग्य है । 
मनुष्य के चार लक्ष्य हैं। “पुरुषरंथ्यते” यह व्युत्पत्ति उक्त अर्थ को 
सिद्ध करती ह कि उनमें अर्थ और काम का ही समान रूपसे समावेश 
है | और भारतमें अथ और कामकी ही उन्नति कभी हुयी ही नहीं । 
धर्म शास्त्र, अर्थ शास्त्र, काम शास्त्र, व्यवहार शास्त्र, कला शास्त्र, 
ये सभी भारत में उन्नत रहे हैं, प्राचीन इतिहास इसका साक्षी है । 


(२८ ) 


हमारे यहाँ नीति, उपदेश, भाषण, प्रवचन, कथा त्रिवर्ग की उन्नतिकी 
प्ररणा देते रहे हैं, जिससे मोक्षकरी प्राप्ति सुकर हो जाय। त्रिवरगेंका 


2५8७ 4 लाबंक >32: जी 2 औि जन्म 2 5 3305 2<« ०2१७० 3... 


फल सं 


ह > मं . 


* 
हा 
| 


तात्पयें धमं,अर्थ,का म तीनोंसे है | प्रथमसे ही भारतीय वेभव सब लोगोंके 


हे 

$ 
ग्ष 
डर 
/ 


लिए आकरबंणक़्ा केन्द्र रहा है। व्यवहार नम्रता आदि तो भारतसेही अन्य 


लोगोंने सीखा है। भारतमें सुख सामग्री सामग्री क्या थी ? यह यहांके | 
काव्योंके अध्ययनसे ज्ञात होता है, फिरभी धर्मको सर्वश्रेष्ठ स्थान यहाँ पु 


| 


दिया गया है। 


धर्मका आत्मासे सीघा सम्बन्ध है । उससे आत्मा बलवान होता । 
है । जब किसी व्यवहारमें धरके साथ अथे, काम का संघर्ष उपस्थित क्‍ 


होता हैं ओर ललकारा जाता है कि धर्म अथवा कामक़ो अपना लो 
" ९, 


तो. सदव हम धर्मको ही अपनाते हैं। हमारे शास्त्रभी इसीको 
स्वीकारते हैं। “परित्यजेदर्थक्ामो च स्यातां धर्मवर्जितो |” 


धमसे विरुद्ध अथेका त्याग 

व तिक लत ज 0 हे हे चाहिये। इस प्रकार भारतीय 
भें दे 3८ रहा है ! उसका कारण 

भारतोय उपनिषदों का स्वाध्याय ही कहा जायगा। ्प 

पर अत्यन्त मनोरम सरल एवं प्राउजल भाषामें हिन्दी भाष्य 

स्वामी हर्याच्रायंजी महाराजने करके सम्प्रदायका ब रे रा० 

किया है । आज इस देश एवं रामानन्द सम्प्रदायको हा पकार 

अपने जीवनको समृद्ध बनाना चाहिये, जिससे बोर रे रे पद बोधकर 

पुनः प्रतिष्ठित हो सके ॥। हयी हमारी संस्कृति 

प्रथम मन्त्में त्याग भावसे उपभोग करो यह (६ 

योगका मूल है परन्तु कमकी प्रेरणाभी विद्यमान शक्षा अत्ताशक्ति- 

कर्म, योगकी शिक्षा दी गयी है । दोनोंमें मानव घर्मको इसरे भन्त्र्े 

हैं। जिससे मानव जातिका मंगल हो। शिक्षा विद्यमान 


ईशोपनिषद्‌ 


08 


ह 


. 
ह 


( २८ ) 
श्रीसीतारामाभ्यां नम: | .... श्रीपवनात्मजाय नम: । 
श्रीरामातन्दाचार्याय नमः । 
रामसकलदासेन भ्रणीतं-भी हर्याचाय लोकमड्भलाष्टकम्‌ । 

।॥ १ ॥। 
यस्थामोघप्रसादेत हृदयस्थं_ त्तमो गतम्‌ | 
रामस्य करुणादृष्टिरभवत्‌ त्वरिता शुभा |। १ !। 
जगदुगुरु श्रीहर्याचायजीने एक पत्तमें मुझे आशीर्वाद दिया था 
कि आपके ऊपर श्रीसीतारामजी की क्ृपाकी वर्षा होगी, यह आश्मीर्वाद 


“ग्रीआचाय परपरा लिखनेके उपलक्ष्यमें उन्होंने दिया था। उस अमोघ 
आशोर्वादसे श्रीरामजीकी करुणामयी दृष्टि शीघ्र ही हो गयी । 


0३ | 
सन्‍थन॑ रचित येन स्वमज्भधालकारकम्‌। 
शान्तं दान्‍्तं दयावन्तं हर्याचार्य नमाम्यहम्‌ ।। 

जिन्होंने सम्प्रदायके सिवा सभी लोगोंके मंगलके लिए “श्री सम्प्र- 
दायमन्थन” नामक अतिसुन्दर ग्रन्थ लिखा है। ऐसे शान्तस्वरूप, इंद्रियों 
ओर अन्तःकरणको संयमित रखने वाले, प्राणिमात्न पर दया रखने वाले 
उन जगदगुरु श्रीहर्यात्रायंजीके चरणकमलोंमें सादर नमन करता हू । 

|। ३ ॥। 
“श्रीक्रम्प्रदायसमय: वेष्णवबोधदायकः । 
श्रीमद्भगवदाचायंरचितस्तं नमाम्यहम्‌ ।। 

“श्री सम्प्रदाय समय:” यह ग्रन्थ अति उत्तम है। वष्णवोंके लिए 
आध्यात्मिक निधि है और भगवतुप्राप्ति रूप, भक्ति प्रदात करने बाला 
है | इसमें १५७ इलोक हैं इसके रचयिता जगदुगुरु रामानंदाचार्य स्वामी 
श्रीभगवदाचार्यजी हैं, अतः उनके चरणकमलोंमें मेरा सादर नमस्कार है। 


॥ ४ ॥। 
तस्य टीका छृता येन धीमता ब्रह्मवादिना । 


सम्प्रदायरहस्यज्ञं हर्याचाय नमाम्यहम्‌ ।। 
क्‍ उस “्रीक्रम्प्रदाय समयः” की हिन्दी टीका जिन्होंने लिखी, हैं, 
जो परम बुद्धिमान्‌ श्रीसम्प्रदायक्के मामिक रहस्योंको जानने वाले हैं, 


(३० ) 


परनब्रह्म श्रीरामजीके प्रंचारक ओर सिद्धान्त रूपसे समर्थक हैं, उन जगद- 
गुरु श्रीहर्याचायंजीके मज्भुलमंय चरण कमलोंमें प्रणाम करता हूँ । 

॥/५0॥07 000१ 
ईशावाश्यस्य भाष्यस्च सुन्दर सुखदं शुभम । 
विशिष्टाहत- सिद्धान्त--सम्मतं सनन्‍्मतं तथा |। 

जिन्होंने “ईशावाइ्य” उपनिषद्का सरल, सुन्दर भाष्य लिखा 
है, यह भाष्य अति सुन्दर, सुखद और मद्भलमय है । विशिष्टाइत- 
सिद्धान्तके अनुरूप तथा विद्वानोंके मतके अनुरूप है । 

। ६ ॥। 
व्यासशेली सुबोध्या च भाषा सुसरला तथा 
भावश्च मानसस्प्शों सुबोध्यो हृदयज्भूम: ।। 

इस भाष्यको भाषा सरल सुबोध्य है, व्यास शेलीके द्वारा भावों 
ओर प्रतिपांद्य विषयको स्प्रष्ट किया गया है । भाव हृदयस्पर्शी सुबोध्य 
ओर मनमें बठ जाने वाले हैं। 

॥ ७ ॥| 
हषंशोकभयान्सुक्त॑ निर्वेर संद्धवजितम । 
अनन्य राघवे नित्य॑ हर्याचार्य नमाम्यहस ।॥ 

जा हे, शोक़ ओर भयसे सर्वथा मुक्त हैं, 
आसक्तिसे रहित हैं। परमपिता परमेश्वर श्रीराम 
. निहठा रखने वाले उन जंगद्गुरु श्रीहर्थाचायेजीके 
कमलोंमें सद्भावसे प्रणाम करता हो। 

॥ ८ ।। 
श्रुतिस्मृति-- पुराणज्नं वेदान्तपथ--गामिनभ | 
ममता रहित नित्य हर्याचार्य नमाम्यह 

श्रुति, स्मृति ओर पुराणादि संद्भ्रन्थोंके ज्ञाता 
विचार ओर मननमें लीन रहने वाले सांसोरिक ब६ 


घटनाओंमें जो ममत्व रहित हैं उन जंगद्‌ 
मय चरण कमलोंमें नमन करता हू । 


वर और सांसारिक 
जीमें नित्य अनन्य- 
मजुलमंय चरण- 


वेदान्त वाक्योंके 
उ, व्यक्ति और 
4९ श्रीहर्याचायंजी के मंगल 


बे... 


५. ० :%-+ 2532 रस, 


(३4 5] 
हेशावास्पोपनिषद्‌ एक चिन्तन 


मानव, परमेश्वरप्रदत्त पूर्वापर विचार क्षमता से युक्त है। सृष्टि 
के आदिकाल से ही उसने अपने चारों ओर जो कुछ बनते बिगड़ते 
देखा उस पर अनेकों प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया । प्रएंन 
थे यह सब कया है ? क्‍यों हैं ? केसे बना ? किसने बनाया ? इस 
नियमबद्ध प्रकृति का संचालक स्वामी कौन है ? उपरोक्त प्रश्नों पर 


ऊहापोह रूप दशन शास्त्र बना जो विभिन्न भाचार्यो द्वारा अनेक स्वरूप 
में उपलब्ध है । 


परमेश्वर निःश्घासभूत अपौरुषेय वेदज्ञान हमारा आधार है। 
वेद विहीन जीवन की कल्पना ही अशुभ है। बेदों का मन्त्र भाग संहिता 
फिर ब्राह्मण पश्चात्‌ आरण्यक यही क्रम है । संहिता, ब्राह्मण और 
आरण्यकों में जीवत शेली कमंकाण्ड का विस्तार है। आरण्यकों से हो 
आध्यात्मिक प्रश्नों का उद्भव हुआ । प्रश्नों के विचार मन्थनसे हमें 
उपनिषत्‌ सम्पत्ति मिली है। अरण्यवासी तपोनिष्ठ महात्माओंके चिन्तन 
का परिणाम शताधिक्य उपनिषद्‌ आज हमारे पास हैं । 

उपनिषद्‌ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार ह-उप,नि ये दो उपसगग 
हैं । षद्‌ धातु में क्विप्‌ प्रत्यय लगने पर उपनिषद शब्द सिद्ध हुआ । 
ष॒द्‌ धातु का व्याकरण सम्मत अथ विशरण, गति और अवसादत होता 
ह अर्थात्‌ जो सर्वानर्थक्रारी संसार को मिटाये, अविद्यान्धकार को दूर 
करे तथा परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म को प्राप्ति कराये उसे उपनिषद्‌ 
कहते हैं ।यही ब्रह्म विद्या या वेदान्त क़हा जाता है । 

उपनिषद्‌ शताधिक प्राप्त हैं । ब्रेदों की शाखाओं के सम्बन्ध 
से उप॒निषद्‌ भी विभिन्न हैं । इन शताधिक उपनिषदों में ईश, केन, 
कठ,प्र एत ,मुण्डक, माण्डवय, तत्तिरीय, ऐतरेय, छान्‍्दोग्य और बृहुदा रण्यक 
इत्र दस को सभी आचार्यों ने प्रतिष्ठा दी है । इसके अतिरिक्त एक 
: उपनिषत्‌ व्वेताश्वतर सगुण साकार वादी महात्माओं ने अपनाया हे 


'जो मधुर संगीतमय विचार गाम्भीये से युक्त है, जिसका सगुणोपासना 
में आध्रक उपयोग हु । 


५) 


प्रस्तुत प्रसंग ईशावास्योपनिषद्‌ पर कुछ विचार कोई. 


उसकी चर्चा विशेष रूपसे की जायगी, अन्यथा उपनिषदोंमें कोई 

या कनिष्ठ नहीं हु । सभी मिलकर ही ब्रह्म त्रिचार पूर्ण 
अपने ढंगसे सभी में तात्विक विवेचन रहता ह । विद 

अपते मत की स्थापना के लिए इनक़ा प्रयोग 

सभी मत श्रेष्ठ हैं, स्वीकार्य हैं परन्तु जहाँ श्रतियों का मनमातना 

देकर तोड़ मरोड़ कर अपनो ही बात मनवाने की की चेष्टा की हे 

फिर से विचार करने वाले उनका दूसरा अर्थ बेठाकर अपना 

स्थापित करते हैं--जो विवाद का विषय होने पर भी विचार 

प्रोत्साहन देता है । 

भस्तुत ईशावास्योपनिषद शुक्ल य 

है अंतिम: है-यह उपनिषद्‌ मन्त्र संहितामें 

अध्याय कर्मंकाण्ड परक हैं परर 

था भगवत्तत्व की चर्चा है । यही कारण हे कि 
गणना है । इसका नाम भी प्रथम मन्त्र करे 

रित है । इसमें पै८ सन 


आरम्भ सवभे इंश्वरोय सत्ता थे है 


"पं प्रार्थना के स्वरूपमें । अतएव यह उषनिषद्‌ ' 
भक्ति प्रधान है-- क्‍ 


ईशावास्यमिद सर्व यह 

तेन त्यक्त न भुज्जोथा सा 

उस चराचर विश्व में. जो 

का आवास्य है स्थान है, उन्हीं से 
कभी कुछ भी नहीं । गोस 


फेज जगत्यां जगत ।! 
एल: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥। 


हरि व्यापक सर्वत्न समा 
अनुभव था स्मरण करते रहना च 
हो ” कितना हो ? इन प्रश्नों का ्त्तर 


श्रेष्ठ 
होता है। अपने. | 
न आचायों | 
अपने ढंगसे किया है। । 
अर्थ 
वहीं / 
मत. 
को. 


जु्वंद का चालीसवां अध्याय ;$ 
पठित है-पहले के उनतालीव 
तु चालीसवें में विशुद्ध अध्यात्म चिन्तन 
इस उपनिषद्‌ की प्रथम + 
ईंशाव।स्य शब्द पर आधा- 4 
न है । बीच के छः मन्‍्नों को छोड़कर शेष 


कि ६0542: 5 


ना । अतः सदा सवेदा उनकी उपस्थिति की ५; 

। नर न्सा द 
।हिए । जीवन में क्या हो ! 0, . 
तैन त्यक्ते न भुजजीथा में हैं? 


अछ भी जहाँ भी है उन्हीं सर्वेश | 


( ३३ ) 


जघ जहाँ जो भी उपयोगी उपभोग पदार्थ मिले उन्हें उन्हीं प्रभुको 
निवेदन करो । वे स्वीकार करलें तब अवशिष्ट पदार्थोको प्रसाद रूपमें 
भोगो । तुर्म्हाह निषेदित॑ भोजन करहों । प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं ।। 
एक महात्माका कहना है-आदौ सर्मापतं प्रभुणा भुक्तम्‌ अवशिष्ट प्रसाद- 
रूपेण तेन ईश्वरेण दत्तेन त्यक्तन पदार्थन भुञजोथाः--इंस प्रकार 
जीवनमें भोग ईश्वरीय प्रसाद बन जायगा । भोग पदार्थ अथवा ईश्वरीय 
प्रसादमें कभी अतृप्ति या कमी का प्रश्न नहीं होना चाहिये। “मा 
गध: अधिक या अन्य का लालच मत क्वरो । याद रहे यह सब सामग्री 
( धनम्र ) उन्हींकी है। उन्होंने प्रसाद रूपमें हमें दी है। उनके दियि 
बिना कुछ नहीं मिलता | इसकों योंभी कह सकते हैं कि दूधरोंके 
सामने प्राप्त सुख सामभग्रीको देखकर ललचाओ मत्त | तुम्हें तुम्हारा 
भाग मिला है। दूसरोंका उनका अपना इन भोग पदाथसि किसी को 
तृप्ति या कल्याण नहीं होता और यह पढदाथे कभी किसीके हुए भी 
तो नहीं। कस्यथस्विद धनम्‌ ! 

द्वितीय मन्त्में कुर्वन्नेवेह कर्माणि ' 'क़र्मेका स्पष्ट आदेश है 
अपनी सम्पूर्ण आयु सौ वर्षों तक कर्म करते हुए जियो। शरोर स्वस्थ 
न हो, मानसिक स्वस्थता न हो तो कोई कम ठीकसे हो ही नहीं 
सकता । अत: शरीरको आप धर्मंसाधन मानकर स्वस्थ रहकर शतायु 
बनें और आलसी न बनें | भगवदगीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है. 
क्‍्रि कोई एक क्षणभो कर्म किये विना नहीं रह सकता, कायिक मान- 
सिक्र कुछ न कुछ कमे करता ही है तो उसे सावधान होकर निष्काम 
भावसे भगवदर्पित बुद्धि द्वारा लोकोपयोगी कार्य करते रहना चाहिये । 
एसा करने पर कोई भी कर्म बाधक नहीं होगा अर्थात्‌ कर्मसे लिप्त 
नहीं होगा जीवन क्रध्याणमय बत जायगा, इसके सिवाय इस कमे- 
बगधनसे छटने का कोई उपाय नहीं है। 

तोपरे मन्त्रमें दुलंभ मानव शरीर पाकर भी अगर कोई व्यक्ति 
ईश्वरको भूलकर विषय भ्रपच्चमें फंस जायेगा तो उसे अज्ञानान्धका रसे 
ग्रस्त और आत्मघाती बनाया गेंया है, अन्तमें शरोरान्‍्त होलेंपर उसे 


| रप४ ) 


घोर नरकोंक़ी प्राप्ति होगी । इस मन्त्रमें विषय प्रपञ्चसे हटकर परमेषव । 
2. 


उपासना करनेकां स्पष्ट संकेत जान पड़ता है । 
चौथे पाँचवें मन्त्रमें उस परमात्माकों जानना आवश्यक 


दशशनभी दे देते हैं । निष्क्रिय भो हैं और भक्तोंके लिए रसमयो लीलाये 


भी करते हैं, अर्थात्‌ स्वेत्र व्यापक, सर्वान्तिर्यामी, सर्वेसमर्थ हैं. दोनों. 


विरुद्ध धर्मोकी पंहंचाननेसे विश्वास बढ़ता है और विश्वास ही शुद्ध 
_ भक्तिका मूल स्वरूप है । 

छठव, सातवें, आठवें मन्त्रोंमें कहा है कि जब परमेद्वर प्रश्न 
संवेत्र संमभावसे विद्यमान हैं तो कोई किसीसे घृणा, देष या शिकायत 
कसे क़रेगा--निज प्रंभूमय देखहि जगत केहि सब कर्राह बिरोध। 
रामचेरणानुरागी काम, क्रोधादिसे दूर व्यक्ति किसीसे घृणा या विरोध 
कर ही नहीं सकता | इसके विपरीत “सीयराम मय सब जग जानी। 
करउं प्रनाम ” “" “'॥ नंम्र भावसे सेवा ही करेगा। रामचररित- 
मानस गोस्वामी तुलसीदासजोका अमर उपनिषद्‌ ही है । 

अगले छः मन्त्रोंमें विद्या-अविद्या, सम्भव-असम्भव, सम्भूति- 
असम्भूति जसे शब्दोंक़ा प्रयोग है। आचार्यों और भाष्यकार बविद्वानोंने 
उनके विभिन्न अर्थ अपने भाष्योंमें किये हैं। 

एक आचायंका मत दूसरेसे न मिले तो भी इतना तो स्पष्ट 
ही है कि सभी हित साधं॑नमें एकमत हैं। व विद्या-अविद्या, निगुण- 
सगरुण, प्रवत्ति-निवृत्ति, साकॉर-निराकार दोनोंही स्वरूपोंका उपयोग 
करके आत्मकल्याण'को घोषणा करते हैं। वे कहते हैं कि विद्याप्ते 
अमृतत्वकी प्राप्ति होती है. और अविद्याको जान लेनेपर मृत्युको जीता 
जा सकता है, मार्ग चाहे सकारात्मक स्वीकारका हो या नकारात्मक 
विरोधका, परिणाम एकही है। "“उभंय हंररह भव सम्भव हे 
यों भी समाधान हो सकता है कि “हिय निगुत नयनत्हि सगुन दी 
विधियोंका समुचित प्रयोग करके जीवन सफल बनाया जा संकेतों है। 


अं न भके ह ७ घ्री ० बू बताय । 
हैं। परम प्रभुके परस्पर विरोधी गुणोंका वर्णन किया है बेर रु 
. हैं [ औक ॥ 7) ४2 हैं दर र द 
हैं और सर्वत्र आते जाते हैं। अप्रकट हैं परन्तु कभी-कभी कृपा हरा 


(३५ ) 


यों भी सर्वान्तिर्यामी व्यापक होनेपर भी प्रभु कभी-कभी नेत्नोंके विषय 
बत ही जाते हैं। ''त्तयन विषय मोकह प्यउ'” साक्षी मानस है | योगी 
जनक की घोषणा है। क्वेवल निवृत्ति अथवा केवल प्रवृत्तिके प्रयोगसे 
जीवन अपूर्ण ही रहेगा। सम्पूर्ण तो दोनों पक्षोंके समुचित प्रयोगसे 
हो सम्भव है। 
पन्द्रहवें मन्त्रमें सत्यका मुख स्वर्णपात्रस ढँँक़ा हैं और सत्य- 
दर्शनके लिए प्रभुसे ही प्रार्थनाकी गई है। इस संसारकी भोग-सामग्री 
ही वह सोने का ढकक्‍कन या आवरण है। इस चाकचिक्य या बाह्य 
लुभावने स्वरूपसे बचनेकी शक्ति: हममें नहीं है, इसीलिए हे प्रभु आप 
अपने शुद्ध सत्य स्वरूपको स्वयं ही निरावरण करके दिखा दीजिये । 
गोस्वामी तुलसीदासजी विनय पत्रिकामें कहते हैं कि यह जीव मोह- 
रज्जुसे वँधा है परन्तु बन्धन उन्हींका दिया हुआ है और छुड़ाते भो 
वही हैं--“जेहि बाँध्यो सोइ छोरे । 
, भगले मन्त्रमें पूषा देवता सूर्य या परमात्मासे फिर वही. प्रार्थना 
की गई है कि हे देव ! आप अपनी रश्मियोंकों किसी प्रकार समेट- * 
कर, एकत्र करके या हटाकर हमारी दृष्टि शुद्ध होने दं। आपके रश्मि- 
जालको सहन- करना हमारे वशकी बात नहीं है । आपकी क्ृपाके विना 
हमारे पुरुषार्थंका कोई अर्थ नहीं । एक महात्माका कहना है कि सूयदेव 
की किरणोंसे ही शुक्तिमें रजत और मरुभूमिमें जलका भ्रम होता है, 
इसी तरह परमात्म सत्ताके विना न भ्रम ही हैं न उसका निरास | 
अतएव उन्हींसे. प्राथनाक़री: जा रही है. कि आप अपने रश्मिजाल को 
हमारे लिए अनुकल बना दें।आप अपने कल्याणतम स्वरूपका दर्शन 
स्वयं करादें। आपकी सहायताके विना आपके स्व॒रूपका दर्शन सम्भव 
नहीं । मानसमें गोस्वामीजीका निर्णय है. कि “रामसकृपा बिनु सुनु 
खगराई | जानि न जाय राम प्रभुताई ॥ चक्ष्‌ इन्द्रिय क्रितनी ही सतेज 
हो, सूर्य प्रकाशक्रे बिना देखना अप्तम्भव है। 
अगले. मन्त्रमें जीवनके परिणाम “भस्मान्तं शरीरम्‌ का उल्लेख 
है-+मेरे समश्र जीवनका अन्त मुद्ठीभर राखके सिवायःऔर कुछ नहीं, 


(0 0) 
मैं हमेशा ही आपको पुकारता रहा हू, अं अन्तिम समयमें आप पभेरी | 
सुध ले । है भगवन्‌ ! आप मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण कर लें। यु 


आपकी कृपासे ही आपकों प्राप्त कर सकूगा ? द 
अन्तिम मन्त्रमें परम कृपालु प्रभु को अपने जीवन रथ का | 


सारथि बनाने की प्रार्थना है । है देव ! आप हमें सुपथ पर चलायें। 
आप मेरे अन्तर बाहर को भली प्रकार जानते हैं। अगर कहीं आपके 
निर्देश की अवहेलना हुई हो, पाप कर्म प्रतिबन्धक हों, मेरा पतन विनाश | 
निश्चित हो तो भी हे दीनवत्सल ! मैं आपका शरणागत हू । आपने 
भी वादा किया है कि जो एकबार मेरे सामने झक जाता है. उसे मैं | 
अभय कर देता हँ-सक्ृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | अभय सर्व- 
भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ त्रतं सम ॥ मैं बार-बार आपके श्रीचरणों में प्रणत 
हाँ और आपंको पुकार रहा हू । 

इस प्रकार इस छोटेसे उपनिषदमें आदि मध्य अवसाना। प्रभु 
प्रतिपाद्य राम भगवाना । भक्त और भगवान के सम्बन्धों का वर्णन | 
स्पष्ट रूपसे हुआ है । प्रस्थानत्रयी के क्रिसी भी अंश पर लेखनी उठाना 
विद्वान्‌ आचार्यों का काम है, मेरे जसे अल्प बुद्धि के लिये अनधिकार 
चेष्टा ही है । आपकी उदारता के आधार पर कुछ शब्दों का आलेखन 
हुआ है--सुज्ञ पाठक क्षमा करेंगे । इस लघु लेखमें भाषा और भावों 
की भूलें अवश्य ही होंगी । द 

गच्छतः स्खलन ववापषि भवत्येव प्रमादतः । 

. हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति साधवः ।! 

अपने अहमदाबाद निवास के समय श्रीसम्प्रदाय मन्थन भ्रन्थ 
पढ़ने को मिला था। पढ़कर आनन्द हुआ, जगदुगुरु रामानन्दाचायये श्री 
हर्याचार्यंजी महाराज ने वेष्णवोत्कषे के लिए महान प्रयत्न किया है! 
अपने पुवंजों का स्मरण करने से गौरव बढ़ता है। सम्प्रदाय को फलने 
फलने में सहायता होती है । इसके बाद गोता भक्ति दर्शन नाम सं 
एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । भगवद्गीता के बारहवें अध्याय पर जगदग्रुर | 
श्रीहयाचायंजी द्वारा लोक सुलभ हन्दी भाषा में भाष्य पढ़ने को मिला | 


(३७ ) 


विषय को लोक भोग्य 
त्तसन और विनयपत्षिका 
भक्तिद्शन एक अनन्त सागर 
चार्यों ने उसी सागर का मंथन 
से उपस्थित किया । अब आप- 
के बड़ा लोकोपयोगी का्ये क्षिया 
क ऐसेही महान काये करते रहेंगे । 

“सदेव आपका अपना ही 

क्रीरास शर्मा-भिण्ड-म०प्र ० 


“सनातनधम में प्रस्थानत्रयी का स्थान” 
प्रस्थानत्रयी भारतीय ऋतमभ्भरा प्रज्ञा सम्पन्न आप्त ऋषियों 
के चिन्तन ओर स्वाध्याय का पवित्र परिणाम है । जिन ऋषियों ने 
जिन मन्त्रों के जिस अथ को जिस रूपमें संघटित होते देखा, वही 
वेदोपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, गीता आदि के नाम से इस संसार में प्रतिष्ठित 
हैं । यह अध्यात्मप्राण आर्यावतं भारत देश सदासे ही एक विशिष्ट 
तत्व को उपलब्धिमें निरत रहा है । अतः यह अतिशयोक्ति नहीं होगी 
कि इस देश का प्रत्येक कण और प्रत्येकक्षण इस प्रस्थानत्रय का दशन 
करता रहा है | इस देशके ऋषियों, मुनियों, सनन्‍्तों, योगियों, भोगियों, 
तपस्वियों और अज्ञानियों तक की मानसिकता ही प्रस्थानत्वयी मयी है । 
यही कारण है कि यहाँ भास्तिक दार्शनिक व्याख्याताओं के 

अतिरिक्त भी चार्वाक, ज़ेन, बौद्धादिकों के मत भो दृश्य हैं । 


आपने बड़ कौशल से भक्तियोग जैसे गम्भीर 

बना दिया है । गोस्वामी तुलसीदासजी के मा 
के योगसे सोनेमें सुगंध पंदा हो गई है । 
है । गगें, शाण्डिल्य और नारद जैसे आ 
कर हमारे लिये अमृत नवनीत सूत्ररूष 
श्री ज़से विद्वानों ने उनका भाष्य क्र 


है । आशा है भविष्यमें भी आप अने 


(७ ह९€-> 


वस्तुत: प्रस्थानत्रयी पर सर्वप्रथम शांकरभाष्य का प्रचार- 
प्रछार हुआ, उसे क्रमशः स्वामी मध्वाचाय और स्वामी रामानन्दाचार्य॑ 
जी परिष्कृत करके भगवान्‌ के सगुण साकार रूपक़ी मंगलमयी भाँकी 
को प्रतिष्ठित करके नीरस जीवन को सरप बनाये । अकारण करुणा- 
वरुणालय श्रीराम, क्ृष्णकी क्षपारूपा भक्ति देवी सभी जीवों को अपने 
गले लगा लेती है, इसकी प्रतिष्ठापना हुईं। अन्य आचार्यों ने किसी 


( ब 
ने एक प्रस्थान पर तो किसी ने दो प्रस्थानों पर अपने-अवने विचार 
प्रस्तुत किये । 

.. भ्रस्थानत्रथ-दार्शनिक आचार्योने उप्रनिषद्‌, त्रह्मसुत़् और गीता. 
के प्रस्थानत्रय को मान्यता प्रदान की है । सामान्य अथ में प्रस्थान 
का अर्थ है-यात्रा, परन्तु यहाँ प्रस्थान शब्द उत्कृष्ट र । 
है । प्रकृष्ट स्थानम्-प्रस्थानम्‌ । परमात्मज्ञान के स्थान को प्रस्थान 
कहते हैं । प्रस्थानम्‌ पदमें एक वचन के प्रयोग से अर्थ होता है कि 
उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और श्रीगीता का ज्ञान भिन्न-भिन्न नहीं है, अपितु | 
_त्रयो अवयवा यस्य'” अर्थात्‌ तीनों अवयव मिलाकर एक ज्ञान समुदाय 
का रूप धारण करते हैं । अथवा त्रयाणां प्रस्थानानां समाहार:, इति 
मैस्यानत्नयम्‌ यहाँ समाहार द्न्द्र समास है । इन तीनों प्र स्थानों के कथन । 
को शली में भले हो भिन्नता ही, परन्तु तात्पय एक ही है । उपनिषद्‌ | 
तो श्रृत्ति प्रस्थान है ही । उपनिषद्‌ के ही व्याख्यान मह॒षि बादरायण ; 
ते बह्मसृत्र स्याय-प्रस्थान और गीता को स्मृति-प्रस्थान कहा जाता | 
है । संक्षेपत: इसका विवेचन्त इस प्रकार है-- 

... उपनिषद्‌--उप-समोपे निषीदर्ति इति उपनिषद्‌-अर्थात्‌ अज्ञान 
विनाशपूर्वक जो अह्मज्ञानरूपा भक्ति का साधन हो अथवा जिसज्ञान 
से ब्रह्म की प्राप्ति हो वह उपनिषत्तत्व- है। इस उपनिषद्को वेदान्त 
कहा जाताहे। वेदान्त का अर्थ हैं- वेदानां अन्त: शिरोभाग इति वेदान्तः' ' 
बैद अनादि, अनन्त और अपौरुषेय हैं। यदि वेदान्त को वेद का अन्तिम 
भाग अथवा अध्याय कहा जायेगा, तो इससे इनको अप्ररिमित महिमा ._ 
की हानि हो जायेगी । अतः निष्प्र पठनच रूपसे वेदतत्त्व ही वेदान्त दै। 
'ैदों के मुख्यतः ३ काण्ड हैं- १-कर्मकाण्ड, २-ज्ञानकाण्ड, ३-उपासना | 
काण्ड | इसके तीन स्वरूप हैं- १ -संहिता भाग, २-ब्राह्मण भाग, 


२-आरपण्यक भाग | पस्थानत्यमें चारों बेदों के मुख्यतत्त्व दश उपनिष्द ॥ 
इस प्रकार हैं-- 


4-शुक्ल यजुवंद की माध्यन्दिनी शाखा का अ न्तिमि अर्थात चालीसवा | 
अध्याय ईशावास्योपनिषद्‌ है अर 


थान का व।चक | 


| ( ३६ ) 
२-तलव कार उपनिषद्‌ का अप१२पर्याय केनोपनिषद्‌ है, यह तलबकार 
ब्राह्मणान्त पठित है । 
३-क्ृष्ण यजुबद को क़ठशाखा में कठोपतिषद्‌ का पाठ है । 
४-अथवे वेद की शौनक शाखा का मुण्डक उपनिषद है । 
2-माण्ड्ूक्य उपनिषद्‌ ऋग्वेदीय और अथवंबेदीय दोनों है । 
६ अथब वेद को पेप्पलाद शाखा का प्रशनोपनिषत्‌ है । द 
७,८-तत्तिरीय ब्राह्मणका कुछ प्रपाठक़ तैत्तिरीयोपनिषत्‌ तथा ऐतरेयोप 
निषद्‌ है । 
६-शतपथ ब्राह्मण का अन्तिम भाग बृहदारण्यकोपनिषत्‌ है 
१०-सामबेदके ताण्ड्य ब्राह्मणान्तमें पठित कौथुमी शाखा छान्‍्दोग्योप- 
निषत्‌ का पांठ हैं । 
इन उपनिषदों में भेद प्रतिपादक तथा अभेद प्रतिपादक दोनों 
श्रुतियों के कथनसे ब्रह्म, जीव और जगत्‌ की कारणाबस्था और 
कार्यावस्‍था इन दोनों का बोध हो जाता है । 
पुरुष अपनी कमेंठता से जो प्राप्त करता है, वह उसका पुरुषार्थ 
है । धर्म, अर्थ, क्राम और मोक्ष, यही पुरुषार्थ चतुष्टय है । प्राय: 
सम्पूर्ण उपनिषदों में धर्म, अर्थ ओर काम पुरुषार्थ के पश्चात मोक्ष- 
पुरुषाथ का उपदेश प्राप्त होता है । उपंनिषद्‌ में स्पष्ट रूपसे किसी 
क्षेत्र विशेष, देश विशेष और वर्णजाति विशेष का आग्रह, दुराग्रह नहीं 
प्राप्त होता हैं । यह तो मानब धर्म की व्यावहारिक व्यवस्था है, जो 
कि पात्र, अपात्न तथा कुपान्न का नियमन करता है। सभी ज्ञान सबके 
लिये लाभकारी नहीं हो सकते । इसलिए सबके गुण, कमे और स्वभाव 
के अनुसार प्राणिमात्र के सर्वतोमुखी विकास की मंगल कामना हमारे 
बंदिक साहित्य में प्राप्त है | भारतीय संस्कृति से अपरिचित व्यक्ति 
इस रहस्य को कथमपरि नहीं समझ सकता । भारत का वह समृद्धकाल 
था, जब उपनिषद्‌की शिक्षा का विधिवत्‌ प्रचार-प्रसार था । यह खेद 


का विषय है कि लोग अपनी अनततिकता, अकमण्यता और अव्यव- 
हारिकता का भार इन श्रुतियों पर थोप दिया करते हैं। संक्षेप सें 


( ४० ) 


प्रस्थानत्ञय वैदान्त का व्यावहारिक तात्पय क्रमंबोध और पारमाधिक 


तात्पयं आत्म-परमात्म बोध है | 


यह कथमपि नहीं कहा जा सकता कि भारतीय दर्शन,बेदान्त आई 
का लक्ष्य मात्र ब्रह्म प्राप्ति है | यदि ऐसा मान लिया जायेगा तो ऐप । 
अनर्गल प्रलाप से अकमंण्यों की अवली खड़ी हो जायेगी, जो इस कम. 
प्रधान क्षेत्रका दुर्भाग्य ही कहा जायेगा। अत: लोक और परलोक दोनों | 


व्यवस्थित हों, यही तात्पयं इन ग्रन्थों का है । 


ब्रह्मस॒त्न-उपनिषद्‌ का सर्वप्रथम भाष्य चार अध्याय के माध्यम 
से महर्षि क्ृष्णद्वपायन व्यास ने “ब्रह्मसूत्र के रूपमें किया । उपनिषद्‌ | 
के गृढ़ रहस्यों का स्पष्ट प्रतिपादन ब्रह्मसूत्र में प्राप्त होता है । पूव॑- द 
मीमांसा में लोकिकपक्ष की प्रबलता है, जिसे जमिनि सूत्र कहते हैं। 


उत्त रमीमांसा ब्रह्मसूत्र-न्यायप्रस्थान है । इसमें सर्वप्रथम ब्रह्मजिज्ञासा 
की गयी है--“अथांतो ब्रह्मजिज्ञास।” । मुमुक्षु जीवकी जिज्ञासा है कि | 


_ ब्रह्म पदाथ क्‍या है ? दूसरे सूत्रमें कहा गया--“जन्माद्यस्य यतः” जिससे 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड पिण्ड की रचना, पालन और संहारादि क़ाय होते 
हैं । तीसरे सूत्रमें कहा गया कि शास्त्नयोनित्वात्‌” वह श्र॒ति शास्त्रों 
का भी कारण है अथवा शास्त्र ही जिनका प्रमाण है । चौथा सूत्र 
है-- तत्तु समन्वयात्‌ अर्थात्‌ दिव्य विग्रह से संयुक्त अखिल कल्याण गुण- 
सागर परकब्रह्म स्वरूप श्रीसीतानाथ में सभी वेदान्तों का समन्वय होता 
: है । इत्यादि सूत्र, उपनिषत्‌ तात्पये के ही बाचक हैं। प्रथम का उदा- 
हरण-' आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्‍्तव्यो निदिध्यासितव्यश्च” 
(बू० ४॥६।५) आदि । द्वितीय का उदाहरण-तैत्तिरीय में- 'यतो वा 
इमानि भूतानि.जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति 
तद्विजिज्ञास्व तद्‌ ब्रहम इति' इत्यादि श्रत्तियाँ त्रहमलक्षण कहती हैं । 

तृतीय सूत्र का उदाहरण विषय “अस्य महतो भूतस्य नि:द्वसि- 
तमेतदृग्वेदों यजुर्वद सामवेदो5थर्वा ज्धिरस इंतिहासपु राणम्र' (बृहदा रण्यक 
४।५।११) इत्यादि श्रृतियाँ ही ब्रह्म के ऊ।रण ओर काये रूपके कथन 


में प्रमाणहैं। चौथे का उदाहरण-द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया० (मु ३।१।१) 


दी न, जल. कफ “ “३ के अल . ० अफीम 


(४१) 
तथा'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍यः पन्‍था विद्यतेडयनाय'। (एवेत०३॥८) 


इत्यादि श्रतियोंका तात्पये ब्रह्म विशेष्य और जीव तथा जगत्‌ उसके 


विशेषण हैं । विशिष्टाह्त सिद्धान्त में बट थ्रीजन्याय के अनुसार इन 
तत्त्वत्नय का “अपुथक सिद्धि सम्बन्ध है. 


भगवान्‌ बोधायनाचायेजी ने इस ब्रह्मस्‌त्र ग्रन्थ पर '“बोधायन 

बृत्ति लिखकर 'श्रीविशिष्टाहत सिद्धान्त को प्रतिष्ठित किये । स्वामी 
रामानुजाचायजी ने इसी आधार पर श्रीभाष्य को रचना की । स्वामी 
रामानन्दाचायजीनेभी बोधायन वृत्तिके धरातलपर आनन्दभाष्यकी रचना 
को | पण्डितराज ज०गु० रामानन्दाचाय स्वामी भगवदाचायजीने इस सूत्र 
ग्रन्थपर अभूतपूर्व “वदिक भाष्य” की संरचनाकी तथा रामानन्द दर्शनके 
नामसे भी एक भाष्यका निर्माण क्यि। पण्डित सम्राट पूज्यचरण 
स्वामी वष्णवाचारयजीने इस ब्रह्मसुत्र प्रस्थानके आनन्दभाष्यमें '““अधि- 
करण रत्नमाला” ग्रन्थका निर्माण किये जो वस्तुतः श्रीसीतानाथ को 
वनमाला ही है। स्वामी रघृवराचायेजी महाराजने इसी प्रस्थान पर 
“रघुवरीय व॒ृत्ति'का निर्माण किये श्रोसम्प्रदाय (रामानन्द सम्प्रदाय)के 
महषियोंकी ये अमूल्य कृतियाँ सनातन धमके सावभौमिक छसिद्धान्तको 
सुस्पष्ट प्रकाशित कर देती हैं। सन्‌ १६६०में ज० गु० रा० स्वामी 
हर्याचायजी महाराज द्वारा प्रकाशित “श्रीसम्प्रदाय मन्थन नामक ग्रंथ 
श्रीरामानन्द सम्प्रदायकोी अमूल्य निधि है, जिसमें स्वसम्प्रदायके समस्त 
सिद्धान्त इतिहास और परम्परा आदिका सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। 
गीता-गीता शास्त्र स्मृति प्रस्थान है, स्मृतिका अथ मनु आदि 
धमंशास्त्र है। गीताको धमंशास्त्न मात्र कहना पर्याप्त अथ नहों 
हो सकता । अर्वाचीन-प्राचीन सभी विद्वानोंने मुक्तकण्ठसे इसे 'सवंशःस्त्र- 
मयी गीता” स्वीकार किया है ॥ समस्त व्यावहारिक ओर पारमाथिक्‌ 


जीवनका जेंसा अनुपम रहस्य इस ७०० ए्लोकों वाली गीतामें प्राप्त 
होता हैं, वसा अन्यत्न दुलंभ है। 
सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपालतस्दनः । 
पार्थों बत्सः सुधोर भोक्ता दुग्ध गोतामृतं महत्‌ ।) 
(गोता माहात्स्य) 


हे 


( ४२ ) 
उपनिषद्रूपी गौओोंके श्रीयदुनन्दन दोहनकर्त्ता हैं। सुविनीते 
जिज्ञांसु श्रीपार्थ वत्स हैं । आचार्यरूप स्वयं ब्रह्म श्रीकृष्णने पार्थ अजु न 
क्ो इंस गीतारूप दुग्धांमृत का पान क़राया। इसीलिए इसके प्रत्येक 
अध्यायकी समाप्ति पर 'इति श्रीमद्‌ भगवदुंगीतासूपनिषत्सु के बहु- 
बचनान्‍्त प्रयोग हुए हैं। ब्रह्म विद्यायां यींगशॉस्त्रे' इन दो पदींसे ब्रह्म- 
विद्या्ें योगशास्त्र है। योगका उपाय, लक्ष्य, युक्त होना इत्यादि अर्थ .. 
होता है। सनातनंधर्मक वर्णाश्रम और विशिष्ट पंचदेवोपांसनाके उपदेश 
के साथ अन्तमें शरणांगति की विशेषताका प्रतिपांदत है । श्रीमदुभगवद्‌- 
गीता श्रीवेष्णव जगतृकी अमूल्य निधि है। इससे अजु नका मोह भंग 
हुआ | वह अपने क्षत्रिय कर्तेव्य पर आरुढ़ होकर विजयी हुए । इसमें 
विद्वानोंकी अपनी-२ मान्यताएँ भिंन्न-२ हैं । किसीने कमेयोग प्रधान माना 
तो किसोीने ज्ञानयोग प्रधान माना, किसीने सांख्य, किसीने योग, आदि । 
परन्तु मेरे विनम्र मतसे जो गीतामें नहीं है, वह कहीं नहीं है। यह 
लौंकिक, वैदिक, वाडःमय का शब्दकोष है | कर्म, ज्ञान, उपासना इन 
तीनोंका समान आदर' हैं। आंचाये शंकरसे लेकर देश, विदेशोंमें इसकी 
अनेकों टीकायें हुईं, परन्तु यह अपनी रमंणीयार्थ प्रतिपादकता शक्तिसे 
भरपूर है। “स्वंधर्मानू परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज । अहं त्वा स्व- 
पापेभ्यो मोक्षयिष्यासि मा शुच ।” इस विश्वास से जीव परमशान्ति 
का अंनुभव करता है। द 
इस प्रकार जिस ग्रन्थमें ईश्वर ही कृपालु आचायंके रूपमें 
अमित जीवका उपदेशक बन गया हो, इससे बढ़कर इस ग्रन्थकी प्रामा- 
शणिकता और क्‍या हो सकती है,। श्रीगीताका मंगलाचरण धर्म व धर्म- 
क्षेत्रेसे प्रारम्भ होकर मम अथवा मतिमेम में पर्यंवसित होता है । जिसका 
अर्थ है कि धर्म एक हैं भौर वह मेरा हा इसका रक्षक मैं हो हा । 
अथवा मेरा स्वरूप ही पैमेक्षेत्र है ऑर में ही बुद्धि-प्रदाता भी ह। 
संक्षेवमें यही रहस्य है । । कक 
॥ इति शम्मु ॥| 
क्‍ श्रीवेष्ण वाश्रयी -- 
रामदेंवदास: 


_ प्राक्कथन 

'इशोपनिषद्‌ अथवा ईशावास्योपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेदकी काण्व 
सेहिताका अन्तिम भर्थात्‌ चालीसधाँ अध्याय है। अत: इसको 'वेद+ भन्त' 
वेदान्त को संज्ञासे, विभूषित किया 'गया है। यजुर्वेदकी काण्व एवं 
माध्यन्दिन वाजसनेयि संहितताओंके अन्तिम अध्यायमें कुछ पाठभेद हैं । 
इसके विपरीत माध्यन्दिन वाजसनेयि संहिताके अन्तिम अध्यायमें केवल 


१७ मन्त्र हैं। जबकि काण्व शाखा की संहिताके अन्तिम अध्यायमें 
१८ भग्त्र हैं। 


शुक्ल यजुवंद काण्व शाखाकी संहिताका चालीसवाँ अध्याय 
ईशोपनिषद्के नामसे प्रसिद्ध है। इस अध्यायमें देवपरक शज््द होनेसे 
ईशसूक्त एव ब्रह्म धिषयक ज्ञान होनेसे पब्रह्माध्ग्राय, आत्माध्याय, आत्म- 
सत्र, ब्रह्मसक्त, आत्मज्ञान आदि अनेक ताम्मोंसे प्रसिद्ध है । 

प्रथम मन्‍्त्रके प्रारम्भमें 'ईशावास्यम पद होनेके कारणही.इस 
उपनिषद्क़ा नाम ईशोपनिषदु अथवा:ईशावास्योपनिषद्‌ पड़ा है.। सभी 
उपत्तिषदोंमें .इसका प्रथम स्थान है तथा इसक़ो उपनिषद्‌ भवषत्त.को 
आधार शिला कहा जाता है क्‍योंकि इसमें वरणित शिक्षा तत्वज्ञानको 
गीता अन्य उपनिषदोंमें विबेच्रना की गयी है और उनको अधिक 
विस्तारसे समझाया गया है । अतः इसका साजझ्ोपाद्भु अध्ययत्त करने 
एवं समभतेके लिए गीता, बेदमन्त्र एवं अन्य उपत्तिषदोंकी भी सहायता 
लेनी चाहिये। 

यह उपनिषद्‌ अपना, एक विशिष्ट मह॒त्य स्थापित .करता है। 
यह यजुर्वंदकी मूल सं हिताका ही भाग है। यह उपनिषद्‌ आत्मविद्याके 
सभी ग्रन्थोंमें शीर्ष स्थान पर विद्यमान है। इसके १८ मन्‍्त्रोंमें अत्यन्त 
स्पष्ट और प्तरल रूपमें परमात्माकेस्वरूपका वर्णन एवं म्रात॒वके क्तेव्यों 
का: निरूपण किया गया है। जीवनकी -लोकफिक सफलता, मोक्ष एवं 
भक्ति, सेवा “आदिकी प्राप्ति, समाजके विकास एवं मनुष्य जातिके 
उत्थानके: लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धास्तोंका प्रतिपादन इस उपन्ि षंदेमें 


( ४४ ) 


बड़े हो समारोहके साथ किया गया है। मानव जोवनका कोई महत्व 
पूर्ण पक्ष अछूता नहीं बचा हैं जिसका निदशन इसमें न किया गया हो । 
साथही इसके मन्त्र भत्यन्त सरल हैं। जीवनकोी सफल बनाने हेतु इस ( 
उपनिषद्का अध्ययन परम आवश्यक है |! क्‍ 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वेदिक.. । 
धर्मका सत्य ओर आत्मज्ञानका भादि स्रोत इन १८ मन्त्रोंक़ो सूत्र 
रूपमें भर दिया गया है । आजके युगमें. जहाँ लोगोंको बृहद्‌ अध्ययन 
का समय नहीं हैं उनके लिए तो और भी उपादेय है। बहुत थोड़े 
समयमें ही अत्यन्त ज्ञान गरिमासे साधक मण्डित हो सकता है। इसमें . 

उच्चकोटि का सिद्धान्त भी विद्यमान है | आत्मा-परमात्माका सम्बन्ध, 

परमात्माका स्वरूप, मानव जीवनका परमलक्ष्य, उसकी पूतिका उपाय, 
कम और ज्ञानका समुच्चय, भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञानका सामज्जस्य 
ये सभी तत्व इस उपनिषंदमें बीज रूपमें विद्यमान हैं। इन थोड़े से 
मन्त्रोंमें मानव जीवनकां स्रोत भरा हुआ है। यह आश्चये और 
दुर्भाग्य ही कहा गया जायेगा कि आज हम अपने देनिक जीवनमें इस 
उपनिषद्को स्थान नहीं दे पा रहे हैं। अतः इस अनुपम भण्डारसे 
वंचित हो रहे हैं।. . :: द 

यद्यपि यह बात अधिक प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने सभी 
उपनिषदोंको गौ रूपमें मानकर गीतारूपी महान्‌ अमृतका दोहन क्रियां है। 

सर्वोपनिषदों . गावो . दोग्धा . गोपालनन्दनः । 

पार्थों बत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध॑ं गीतामृतं महंत्‌ ।। 

वास्तवमें गीतामें-वर्णित क्षमंयोग तथा अनासक्ति योगका मूल 
आधार यह ईशावास्योपनिषद्‌ ही है। वतंमान कालमें ११२ उपनिषद 
प्राप्त हैं परन्तु इनमें मात्र ११ उपनिषद ही प्रमुख हैं । इन्हींपर बविद्वाव | 
महापुरुष आचार्योने भाष्य लिखे हैं। 


क्रम संख्या उपनिषद्‌ बेद जिसके अन्तगंत है 
१- . * . ६ ईशोपनिषद्‌ .... शुक्ल यजुवेंद 
२- - कठोपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद 


(४५ ) 


३० केनोपनिषद्‌ सामबेद 

४३- प्रश्नोपनिषद्‌ अथवंवेद 

५- मुण्डको निषद्‌ अथवंवेद 

६- माण्डक्योनिषद्‌  अथवंवेद 

७- एतरेयोपनिषद क्‍ ऋग्वेद 

८- तत्तिरोयोपनिषद्‌.. कृष्ण यजुर्वेद 

दे- बहदारण्यकोपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्गेद 
१०- छान्दोग्यो पनिषद्‌ सामवेद कृष्ण यजुर्गेद 
११- श्वेताइबेत रोपनिषद्‌ 


> 9! 

उपनिषद्क़ो मिथ्या कथन करने और भ्रम उत्पन्न करनेवाली 
आजकल कुछ एसीभी पुस्तक मूर्खों द्वारा रचित हैं। उसमें एक अल्लोप- 
निषद्‌ लिखा गया जो सवंथा निनन्‍्य हैं। 

मानव जीवनमें ईशोपनिषुद का महत्व-इस संसारक़ा प्रत्येक 
प्राणी सुखको कामना करता है फिर भी दुःख मिल जाता है, इसका 
प्रधान कारण मात्र अज्ञान और अनाचार है। अज्ञानंका नाश मात्र 
ज्ञान द्वारा ही हो सकता है। ज्ञान दो प्रकारका है--एक सांसारिक 
ज्ञान, दूसरा प्रकृति सम्बन्धी ज्ञान, जो आधुनिक क़ालका विज्ञान कहा 
जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान, आत्तज्ञान, ब्रह्मज्ञान आदि शब्दों द्वारा 
अभिहित किया गया है। आध्चुनिक कोलमें विनाशक विज्ञानका विकास 
अधिक हुआ है जो हमें एक क्षणमें भस्म कर सकता है। पर यदि 
कहीं शान्ति क्री खोज करने के लिए तत्पर हो, तो वह मिल पाता 
कठिन है। भौतिक विज्ञॉन हमें किसीभी अवस्थामें सुख नहीं दे सकता 
है। आज जो लोग भौतिकताके चकाचोंधमें व्याप्त हैं वे भी सुख- 
शान्ति नहीं प्राप्त कर रहे हैं । 

पाएचात्य देशोंमें भौतिकताके चकाचोंधमें लगा हुआ मानंव 

पूर्ण अशान्त है। वहाँ भौतिक विज्ञान चरम उत्कर्ष पर है। घोर 


मानसिक अशान्ति का वातावरण व्याप्त है, जिसके कारण वहाँके 
निवासी भी धीरे-२ अध्यात्म ज्ञानकी ओर उन्मुंख हो रहे हैं जिससे 
आत्मिक सुखकी प्राप्ति हो। 


((*शर ) 


आज स्वाथंपरक अनेतिक़ भाचरणोंके फलस्वरूप विश्वमें ओो क्‍ 
अशान्ति एवं तनावकी भावना व्याप्त है उसका एकमात्र कारण अशिष्ट 
व्यवहार एवस्‌ अनाचरण है। ईशावास्योपनिषदमें किसी प्रकार का 
साम्प्रदायिक आग्रह नहीं है। किसी वर्ग विशेषके लिएभी कोई निर्देश 
नहीं है । ग्रद्यपि ईशोपनिषद्‌ की कई टीकायें उपलब्ध हैं, परन्तु उनसे 
कोई लाभ जनसाधारण नहीं प्राप्त कर सकता क्‍योंकि वे इतने दुरूह 
एवं जंगल कर दिये गये हैं कि उनका वास्तविक भावभी गौण रूपमें 
ही हैं । आज कम की, ज्ञान की, धम की और सत्य की प्रेरणा अति- 
सरल तंथा आग्रह मुक्त होना चाहिये, जिससे सवंस्ाधारण उसके द्वारा 
प्रेरणा ग्रहण कर सके । 

आचार्योॉने अपने मतके अनुसार व्याख्या करके अपने सिद्धान्तों- 
आता पोषण किया। यह उतने सभी आचर्यापर लाग होती है जो 


नवीन सम्प्रदाय चलाकर नयी व्याख्या करके खींच तानके 


क्‍ ढरा हमारे 
शास्त्वोंके सिद्धान्तकी छवि धूमि 


शो कर रहे हैं, जो सवेथा निन्‍ध है। 
वेदों का प्रादर्भाव 

३ की मा मनेद एव अथवेवेद इन चारों वेदों का 

व >जहासे हुआ है। बेद अवोर्षेय हे वे किसी मानवके बनाये 

-हैए नही हैं। उनमें मानव विचार भी नहीं हैं, इतिहास भो नहीं है 

क्योंकि ये सृष्टिके आादिकालमें ही परब्रह्म द्वारा क्रमश. के हे है. 

आदित्य तथा अज्छिरा इन चार ऋषियोके द्यपे पा ) का 

... द शब्द की निष्पत्ति “विद ज्ञाने” घा से हुए हैं । 

का अथ है ज्ञान | वास्तवमें वेद वह ईश्वरीय ज्ञान 0 दे शब्द 

- कपा करके प्राणिमात्र कल्याणके लिए हमें प्रदान किया उरसात्माने 

.. विद्‌ धातुसे भी निष्पन्न होता है। विद्‌ धातु विचार भरे पेतायथेक 

है| विदूलू धातुका अर्थ लाभ होता है। इन चार पक भी प्रयुक्त 

: करण तथा 'भ्रधिकरण कारकमें श्तञ्न॒ प्रत्यय करतेसे. रे जुओंसे 

सिद्धि होती है। ग श्र की 


( ४७ ) 


अतः जिसके श्रवण और अध्ययनसे सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, 
जिसके द्वारा जीवनमें सुखको सृष्टि होती है, जिसके द्वारा मात्तव- 
मात्रमें श्रेष्ठ विचार उत्पन्न होते हैं तथा जो दिव्य ईश्वरीय ज्ञान होनेके 
कारण शाश्वत एवं नित्य है, उसे वेद कहते हैं। न 
श्रवणार्थक 'श्रु' धातुसे करण कारकमें क्तिन्‌ प्रत्यय करनेसे 
श्रूति शब्दकी निष्पत्ति होती है | सृष्टिके आरम्भसे लेकर अबतक वेदोंका 
गुरु-शिष्य परम्परासे श्रवण, मनन तथा अध्ययन होता चला आ. रहा 
है। हमारे ऋषि, महर्षि, विद्वान मनन तथा अध्ययन किया कंरते थे, 
ब्राह्मणोंने इसको श्रवण द्वारा प्राप्त क्वसके अपने पुत्रों, शिष्योंको सुनाया 
तथा सिखाया है| अतः इसे श्रुति कहा जाता है | भारतकी यह अनोखों 
परम्परा चली आ रही है। अतः इसकी परम्परा आज भी कक्षुण्ण 
रहनी चाहिये | क्रितनी आश्चयेजनक बात है, इसके लिए विद्वान 
ब्राह्मणोंके बहुत बड़े त्याग तपस्या द्वारा आज इस परम्पराका दशन 
हो रहा है। वेदोंक्ो परम्परासे अध्ययन अध्यापन करने वाले अपने 
पवेजोंके ऋणसे हम कंसे उऋण हो सकेंगे ? आज हम विदेशियोंके 
दास बने हुए. हैं। उन्हीं का अनुकरण भी कर रहे हैं। इन सब पर 
गम्भी रतासे विचार करना पड़ंगा, तभी हमारा उद्धार हो सकेगा । 
वेदोंमें प्रतीकात्मक अर्थ अधिक है। वेदिक भाषामें अधिक महत्व 
प्रतीकों का रहा है। प्रत्यक्ष शब्दोंकी अपेक्षा परोक्ष सकेत ही अधिक 
महत्वपूर्ण है। “परोक्षप्रिया व॑ देवा: प्रत्यक्षद्विष:” यह वंदिक अर्थोका 
नियामक सूत्र है। मनुष्यके कण्ठसे जिन शब्दोंका उच्चारण होता है 
वे शब्द उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं । जेसे गो शंब्द कण्ठसे जन्म 
लेता है, फिर विनष्ट हो जाता है किन्तु जो गो पशु है वह जसे 
पूरवमें था वेधा ही आजभी है. और आगे भी रहेगा। उसमें जो प्रक्रिया 
हो रहो है, वह नित्य है। प्रकृतिमें गौ की मानवी कृति नहीं, एक 
नित्य कृति है। अतएव -वह :अपौवेबेय रचना है। गौ के ,प्रतीक़॒सें जो 
अर्थ ग्रहण किये जाते हैं, वे भी नित्य होनेके' कारण अपोरुषेय ही हैं। 
इस प्रकार सृष्टिक्ता क्रोई पदार्थ ऐसा तहीं जो विश्वक्तो रचनाके परोक्ष 


( ४६ ) 


अ्योंकी व्याख्या न करता हो | सूर्य, चम्दर, पृथिवी, समुद्र, मेष, आकाश 
नदी, वृक्ष, वत, जल, अग्नि इत्यादि जितने शत-सहस्त पदार्थ हैं, बे 
सब अपने-अपने प्रतीकते सृष्टिके रहस्यको प्रकट कर रहे हैं। वे शब्द 
भयी भाषाकी अपेक्षा कहीं गम्भीर अर्थोके परोक्ष संकेत प्रदान करते 
हैं। ऋषियोंने अर्थोकी इसी शलीको अपनाया । 
उदाहरणके लिए जो गो है, वह दूधका प्रतीक है दृध् देने 
वाले और भी कई पशु हैं पर उनमें गो ही श्रेष्ठ है । गो के शरीरमें 
कोई ऐसी रप्तायनशाला है जो जलको दुधमें बदल देती है किन्तु गो 
भो तबतक दूध नहीं देती जबतक बच्चा नहीं देती | अतएव स्पष्ट 
हो गया कि नीर क्षीरमें परिवर्तन ही प्रजनन या मातृत्व है। दूध और 
पानीमें क्या अन्तर है ? इस प्रश्नका प्रतीकात्मक उत्तर स्पष्ट है। 
पानों वह है जिसको मथनेसे त्रिकालमें भी घी या स्नेह नहीं प्राप्त 
होता किन्तु दूध ऐसा श्वेत जल है, जिसके रोम-रोममें घृतके कण 
व्याप्त रहते हैं यह घृत माताके स्नेहका फल है जो बह अपने वतध्के 
लिए प्रकट करती है। अतएव गौ मातृत्व या प्रजननका प्रतीक है। 


गो जब गभिता होती है तभी बह बछड़को जन्म देती है। तभी उप्रमें 


दूध देनेकी क्षमता उत्पन्न होती है। गो का मातृत्व सोम है। वह गौ 
वृषभसुक्र या आग्नेय गुणसे गर्भ धारण करती है। यह अग्ति ही गौ 
में व्याप्त अग्नि ह। पानी ओर घृतमें यही अन्तर हे कि पानीसे आग 
बुझती ह और घी से प्रज्वलित होती है| अत्त: ब्राह्मण ग्रस्थोंमें कहा 
गया हे कि घृत अग्निका साक्षात्‌ रूप हे-- 
एतद्वा अग्नेः प्रियं धाम यद्घृतं ।. [ते ३० १।१।४। ६ ] 
एल्द्‌ वे प्रत्यक्ष यज्ञरूपं यद्‌ घृतम्‌। [शतपथ १२।८। 8१६ ] 
. जिस प्रकार वृषभ और गौसे वत्स का जन्म होता है-वंसे ही 
पुरंष और अ्रक्ृति के पारस्परिक संयोग से विश्व क्षा जन्म होता है । 
इस विश्वरूपी वत्स की माता को जो अनन्त प्रक्ृति है अदिति कहते 
हैं, वह काम दुधा और विश्वधावस्‌ धनु कही जाती है 
काम ही उसका दृध है-भौर विश्व ही उससे तृप्त होने वाला 


(४600 
कराता है । जहाँ- जहाँ प्रजनन या मातृत्व है वहीं-वहीं गौ का रूपक ' 
चलता रहता है । ऐसे विश्वमें प्राणिमात्र की जितनी मातायें है सभी 
गौ के रूपमें हैं | सूयकी रेश्मियाँ गोएँ हैं जो अपनी गति से पमस्त 
संसारमें विचरण करती हैं । जिस पुथिवीमें उनका सम्पर्क होता है; 
उसे गर्भ धारण की योग्यता प्रदान करती हैं । सूथे की उष्णता से 
पृथिवी गर्भित होती है । इपी प्रकार सूक्ष्म विचार करने पर ज्ञात हो 
जाता है कि वाक भी गो है। वह मन रूपी वषभसे गाभित होतो है। 
मनके विचार ही वाणी में आते हैं और दोनों के संमिलनसे प्राण या 
क्रिया का जन्म होता हूं । वेदोंपें अनेक प्रकार गौ के रूपक का विचार 
किया जाता है | ऋषियों को अर्थों की यह परोक्ष शली अत्यन्त मनः- 
पुृत थी । जाने पहचानने पदार्थों को लेकर वे उनके साथ सृष्टि विद्या 
का सम्बन्ध जोड़ देते थे । इस बृक्ष क्रो जब वक्ष या अबंवत्थ कहा 
जाता हैं तब उसका अभिप्राय होता हैं कि अश्वत्यथ के जन्म की कथा 
से विश्व के जन्म और विकाश की व्याख्या समभी जा सके । श्रतीकों 
को दृष्टिसि “ऋग्वेद विश्वके समस्त साहित्यमें मूर्धन्य स्थान रखता 
- है । इस समय संसारमें धामिक प्रतीकों की व्याख्या के प्रति एक़ नयी 
अभिरुच दिखाई पड़ती है । पाश्चात्य विद्वानों का मत ह॑ कि आज 
तक जो रुँघा हुआ मांग था वह प्रतीकात्मकता के द्वारा प्रशस्त हो 
जायेगा | ऋग्वेद के मतानुसार यह विश्व प्रजापति के मन की रचता 
हैं । जहाँ मन है वहीं कामना हे। काम ही मन का प्रथम शक्ति बीज 
था, उसी के द्वारा यह संसार दृश्यमान है । 

ऋच: सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्छिष्टाज्जन्निरे सर्वे दिवि देवा विविध्रित: ।। ( अथवं ११७२४ ) 
प्रलय के बाद एक मात्र शेष रहने तथा सबसे ऊपर विद्यमान 
होने से उच्छिष्ट कहते हैं । परब्रहमसे यजुवंदके सहित ऋग्वेद, सा मः 
वेद, अथवेवेद तथा पुराण, समस्त देव एवं चुलोक में स्थित समस्त 


प्रकाशमान पदार्थ उत्पन्न हुए हैं । . - ॥। इतिशम्‌ ।। 
द --जगद्गुरु रामानन्दाचार्य स्वामी हर्पाचाय॑ 


8 भूमिका # 
अग्तिवायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मसनातनम्‌ । 

दुदोह यज्ञसिद्ध यर्मृग्यजुः साम्लक्षणम्‌ ।। (यजुर्बेद १२३) 
सनातन ब्रह्मने यज्ञों की सिद्धिके लिए अग्नि, वायु तथा आदित्य | 
से क्शू, यजु:ः तथा साम लक्षणोंसे युक्त त्रयी विद्या अर्थात्‌ चारों वेढों ' 
का दोहन क्रिया । मह॒ष्नि वेद व्यासने ब्रहमम के विषयमें लिखा है 
शास्त्र योनित्वात्‌ -( ब्रह्मसत्न १।१।३ ) द 
वेदों को उत्पत्ति का कारण होने से । अर्थात्‌ ब्रह्मसे ही वेदों 
को उत्पत्ति हुयी है | क्योंकि जो न भीतर की ओर प्रज्ञा वाला हैन 
बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है। न प्रज्ञान- 
धन है । न जानने वाला है । न नहीं जानने वाला है । जो देखा नहीं. 
गया है, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता । जो पकड़ने में नहीं 
आ सकता । जिसका कोई लक्षण नहीं है । जो चिन्तन क रनेमें नहीं 
आ सकता । जो बतलाने में नहीं भा सकता । एक मात्र आत्मा की | 
प्रतोति ही जिसका सार है । ,जिसमें प्रपच्च का सदा अभाव है ऐसा 
सर्वेथा शान्त कल्याणमय अद्वतीय तत्त्व +रजहम परमात्मा का चतुर्थ- 
ग्राद कहा गया है। ब्रहमज्ञानी मानते हैं कि वह परमात्मा जानने योग्य 
है । जिस प्रकार अनुमान प्रमाण ओर शास्त्र प्रमाणसे सिद्ध होता है 
कि इस जगतुका निमित्त कारण परब्रहम परमेश्वर है, उसी प्रकार यह 9 
भी सिद्ध हे कि वही इसका उपादान क्ारण भी है क्‍योंकि वह संसार. 
में पुण रूपेण अनुगत है । इसका घुभाव भी परमेह्वरसे भिन्न नहीं | 
है । अतः बृहदा रण्यक्रमें कहा गया ह-अदः पूर्णम्‌' वह ब्रह्म पूर्णह और 
0 आल] रह पण संसार उत्पन्न होता हैं। 
पुर्णसे पूर्ण ले लेने मा शेष बचता ह,यही उसका नम हम 

तात्पय है .क्कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से यह सम 


उसमें कोई * "तप संसार जो पूर्ण 
हैं; निकल जाने पर भौ उसमें कोई न्यूनता नहीं दा बह 
रहता है । 0 


(£॥ ) 
ड प्रकार प्रलयकालमें भी समस्त संसार उत्नकी कुक्षिमें भा 
जाने पर भी उसमें कोई अंभिवद्धि नहीं होती । गणन क़रने पर भी 
इस मन्त्रके साथ पूछ्णमें सेश पूर्ण घटाने पर पृ्ण ही शेष रहता हं यही 
स्थिति पूर्णमें से पूणं का योग अथवा गुणा करने पर भी होता है । 
अच्ूः विद्या में भी यही प्रमाणित किया गया है | भछ््धों में 
दे के अड्धूको पूर्ण माना जाता हे क्योंकि किसी भी अडू अथवा संख्या 
से इसका गुणा करने पर जो गुणंन फल आता है, उसके अछ्ूों का 
योग सेव थे ही होत्ता है 
प्रमुख अच्छों की संख्या हे है । सम्पूर्ण अद्धोंको आरोह अव- 
रोही बनने वाली संख्या भी पूर्ण संख्या होती ह । 
पूर्ण संख्या €, ८, ७, ६, ५, ४, ३२ २, १,5४५८४ 
पूर्ण संख्या १, २, ३, ४, ५, ६, ७, 5, 55:४५८४ 
शेष पूर्ण संख्या ५, ६, ४, १, 8, ७-५-३, २०४५७४ 
इस प्रकार गणितके सिद्धान्तसे भी पूर्णसे पूर्ण निकालने पर पूर्ण 
ही शेष रहता है । 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक़, आधिदेविक इन त्रितापों के शमन 
के लिए समस्त संसार रुदा व्यग्र रहा हे । शान्ति का श्रयत्न मानव 
सदासे करता चला रहा हूं । 
पूर्णात्वुण मुद्चति पूर्ण पुर्णन सिच्यते 
उतो तदद्य विश्राय यतस्तत्परिषिच्चते || ( अथवें १०॥८।२८ ) 
पूर्णसे पूर्णका उदय होता है । पूर्ण-पूर्णके द्वारा सींचा जाता ह्‌। 
हम उसे पर्ण परमात्मा को जानें जिससे यह पूर्ण जगत सींचा जाता 
हे | जय का यह स्वरूप कसा सुन्दर हे । जो लोग जगतको मिथ्या 
कहते हैं उनको इस मंन्‍्त्र पर ध्यान देना चाहिये । जेंसे माता-पिता 
अपनी सँतान का पालन-पोषण करते हैं उसी प्रकार वह पूर्ण परमेश्वर 
-पोषण करता है।॥ इंसे जीवन रससे सींचता है । 
थे तो यह संसार असि: 
वन रस का यह कैसा 


पूर्ण ससारका पालन 
यदि वह परमात्मा जीवन रससे नसीं 


चित पौधे की तरह सूखकर नष्ट हो जाये । नी 


र्‌ 


७५२) 


श्रद्भुत प्रभाव है। भथवा यह लहराता हुआ सागर है जिसका रस क्री । 
भी नहीं सूखता है । न पुराना होता है न अल्पही होता है बल्कि उसके | 
द्वारा निरन्तर सींचा हुआ यह जीवन मृत्युञ्पर शाश्वत विजयके हूपओँं | 
प्रतिभासित होता है। भगवान्‌की असीम कृपा एवं क़रुणा संसार पर ' 
विद्यमान है । सदेव दया की वर्षा होती रहती है ओर संसार रूपी 
फुलवारी को एक चतुर माली की तरह सींचता रहताहै । प्रत्येक पौधों ॒ 
से उप्तकी अपार प्रीति है । उनके वर्णो्में अपनी कृपाकर वर्ण मिलाता ' 
रहता है । छोटे वड़ सभी पौधों पर उसकी असीम करुणाकी वर्षा होती । 
रहती है । उसको सभी लोग देख भी नहीं सकते | यह क्रम अनन्त | 
कालसे चला आ रहा है और भननन्‍्तंकाल तक चलता रहेगा । कसा 
अद्भुत है भगवान्‌का जनक एवं पालक रूप, जिसमें कोई पक्षपात नहीं | 
होता है । उस करुणावरुणालय को दया कृपा अनन्त शक्ति सम्पन्न 
होकर संसारका मंगल करती है । द 


.. यद्रोसी रेजमाने भुमिश्च निरतक्षतम्‌ । 
आए तदद्य सबंदा समुद्रस्येव ख्रोत्या || ( अथर्वबेद १॥३२।३) 
जिस प्रकार महासागर के स्रोत अनन्त होते हैं कभी नहीं 
सूखते उसीः प्रकार भगवत्‌ कपा अनन्त होती है, कभी अवरूद्ध नहीं 
होती | यह जीवन रस उसीको कृपाहै। इस रसको प्राप्तकर रसेश्वर 
प्रभुमें समपित करदें यही जीवन का परमोदेश्य होना चाहिए । यह 
अनन्तकालसे प्रवाहित हैं भौर प्रवाहित रहेगा । उसमें जी कम 
नहीं आयी और भविष्यमें भी कभी कमी नही हो सकती है । 
जैसे एक सरोवरसे अनेक स्रोत तिकलते हैं उन सबमें एक 
रस प्रवाहित रहता है, उसी प्रकार जीवन रस प्रवाहित होता ३ 
संत्तारके बने हुए सभी पदार्थ्में एक ही अगाध जीवन गा भे 
फेल रहा है । उसी के द्वारा संसार रस मय दृष्टि गोचर शीट 
अत: अक्ष रके रूपमें भी उप्ती की सत्ता स्वत विद्यमान है । अत; न 


जी कहते हैं 


( ५३ ) 


वेदों नारायणः साक्षात्‌ स्वयंभूरिति शुभ्रुभ । 
वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्न तत्र मुह्यन्ति सुरयः ।। 
पाज्ात्‌ नारायण «स्वयंभू ही बेदोंके रूपमें प्रकट हुए हैं। ईएव र- 
कृत होनेसे बड़ं-२ साधक विद्वानूभी इसका अथे निश्चय करनेमें मोहित 
हो जाते हैं। वेद और उपनिषद्‌ दोन्ोंमें सत्यको ही ईश्वरके रूपमें 
स्वीकार किया गया है। सत्यका त्याग करके असत्यका आचरण करना 
महापाप है। सत्यके बराबर को भी प्राण- नहीं कहा गया है। साधक 
सत्यको धारण करे तो परमात्मा सदा उसके साथ ही रहता है। पूरे 
विश्वका स्वामी आपके साथ रहे यह बहुत बड़ी बात है। सत्य, हो 
परमात्माका स्वरूप है अत: सत्यसे कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
'सत्यमेव जयते” सत्यकी सदेव विजय होती है। सत्य और धमंके 
व।स्तविक अथेका परिज्ञान करने के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान तथा 
शास्त्रोंके विविध उदाहरण तीनों प्रमाणोंको अक्छी तरह जानना परम 
आवश्यक है। जो परमात्मा उपनिषदोंमें प्रतिपादित है वह आँखोंसे 
दिखाई नहीं पड़ता । उपनिषद्के मन्त्र तो सरल है परन्तु उनका आशय 
अत्यन्त कठिन है । 
आपके हाथमें दश रुपयेके नोट हों तो उसमें १ पैसा भी नजर 
नहीं आयेगा | आपको मात्र कागज दिखाई देता है। आँखें कहती हैं, 
यह तो मात्र कागज है और बुद्धि क़ह॒ती है-नहीं यह दश रुपये हैं। 
नोट मात्र कागज दिखाई देता है। वास्तबमें नोटमें रुपये छिपे हुए 
। नोटमें जो रुपये हैं वे निराकार हैं अत: दिखाई नहीं देते, वे 
वृद्धि ग्राह्म हैं। बुद्धि स्वीकार करती है कि इस नोटमें पैसे हैं और 
उसीको हम मानते भी हैं। उसी तरह भगवान्‌ सबमें विद्यमान हैं पर 
नेत्रके विषय नहीं बन पाते । उसको हमें बुद्धिके द्वारा जानना चाहिये। 
अतः संसारमें प्राणिमात्रमें परमात्माका दर्शन करने लगें तो भेरे हृदयमें 
प्रेम जागृत होगा। हमारा पाप भी मिटता चला जायेगा । ऐसी कोई 
भूमि या कण नहीं है जहाँ परमात्मा का निवास न हो। परमात्मा 
सब में है। जिसके नेत्र प्रेमसे भरे हुए हैं उसको ही वह नजर आते 


(५४ ) 
हैं। अपने नेत्रोंसे प्रेम का नीर बहनें दी, जिसकी आँखमें मात्र पैसा 
है वहाँ पाप का निवास अवर्य है। वह भक्ति नहीं हे सकते। यदि ओप 
भक्ति करना चाहते हैं तो भगवत्‌ शरण ग्रहण कर | अपना जीवन 
सुखमय बनानेके लिए खोंमें प्रेम प्रतिष्ठित करो। जिसके 


अपनी आऑ 
हृदयमें प्रेम भरा हुआ हैं वह स्वमें परमात्माक्ा दर्शनकर सकता है। 
सर्व॑में स्थित परमात्माको आँख 


पैंसेनहीं बुद्धसि देखा जा सकता है। 
लडड़के प्रत्येक कंणमें शक्कर मिली हुयी है पर आँखोंसे दिखाई 
वहीं देती | लड्डूकी हाथमें लेनेसे शक्कर हाथमें नहीं आता। अतः 
स्पष्ट हो गया कि प्राण संत्य सनातन पंरमात्मामें ही प्रतिष्ठित है 28 
“अत एव प्रोण:” प्राण ही ब्रेंहा रूपमें कहा गया है। 'सर्वाणि ह वा 
इसानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविसन्ति प्राणमभ्युज्जिहते निश्चय ये 
सभी भूत प्राणमें ही विलीन होते हैं ओर प्राणसे ही उत्पन्न होते हैं। 
- समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलयका कारण प्राणवायु नहीं 
हो सकता अंतः यहाँ प्राणका अथ ब्रह्म ही कहा गया है। अतः सत्य- 
की उपासना ब्रह्मकी उपासना कही गयी है। सभी भूत प्राणियोंमें ; 
प्रेम होना भी भगवत्‌ दशेन होना है। जिसके नेत्रोंमें स्वंभूत हिंतक़ो 
भावना निहित है उसको भंगवत्‌ दर्शन हो रहा है। यह उपनिषदों 
को पंरंम तात्पय है। वैदोंका अन्तिम भाग उपनिषत्‌ है, अतः वेदोंका 
परेमरहस्य उपनिषदोंमें विद्यमान है “वेदानाम्‌ उपनिषत्‌ प्रमाणम्‌” 
कहा गया है | भारतीय संस्क्ृति एवं समस्त शास्त्रोंके प्राण हमारे वेद हैं! 
न॒वेदशास्त्रादन्यत्तू किच्िच्छास्त्र हि विद्यते | 
नि:सृतं सर्वंशास्त्रन्तु वेदशास्त्रात्‌ सनातनात्‌ ॥। 
समस्त. वेद, शास्त्र सनातन हैं 
एन हमतियो ला न पा हैं। समस्त आगम 
गयी रू । चारों वर्ण, तीनों लोक 'प्रथक-पथक सा कह बताई 
बतेमान एवं भविष्यके जो भी श्रेष्ठ कस हैं बे शा तथा भूत, 
4 किये है सभी वेदसे अनुमोदित 
एवं प्रसिद्ध हैं। | 


है ५५३ 


चातुवंण्य त्रयो लोकाश्च॒त्वारश्चा श्रमाः पृथक । 

भूत भव्य भविष्यत्च सर्व वेदात्प्रसिद्धाचयति ।। 
' [ मनु० १२।४७ |] 
बैेद भारतीय मनीषाके प्राण है। वेदोंके बिना हमारे प्राणकी 
कल्पना नहीं हो सकती | उपनिषद्‌ हमारे आर्यावतेके जनमानसके 
हृदयका रहस्य है जिसे सेजोकर आजतक हम जीवित हैं। हमारे 
जीवनकी समृद्धि एवं थाती उपनिषद्‌ हैं जो हमें पग-२ पर चलना 
सिखाते रहे हैं। धर्म आर्यावत की माटी, जलवायु तथा खूनमें व्याप्त है 
जिसको कभी कोई नहीं निकाल सकता है ॥ धर्मके विन्ा हमारे जीवनकोी 
कल्पना ही व्यर्थ है। जब हमारे जीवनमें ऐसा संशय उत्पन्न हो जाता 
है, जहाँ हमारा उबरना कठिन हो जाता है तो उसका निर्णय सदा 
वेद और वंदिक ही करते रहे हैं। ऋक्‌, यजुसू, साम और अथवंबेद 
हमारे जीवनक़ो व्यवस्थित करने वाला निर्णायक परिषद्‌ है। वेदका 
ज्ञाता एक भी द्विज सदाचारी हमारे लिए पर्याप्त है। अज्ञानी और 
कतंव्याकतेव्य विचारशून्य लोगोंके भीड़ की आवश्यकता हमें क्रभी भी 
नहीं रही है । यही कारण है कि हमारो संस्क्ृति अनवरत रूपसे आज- 

तक चली आ रही है । 

एको5पि वेदविद्धम॑ य॑ व्यवस्थेद्‌ द्विजोत्तमः॥ 

स॒ विज्ञेयः परो धर्मो नाअज्ञानामुदितोउ्युतः ।॥॥ 
| सनु० १२।१३३ ] 
“बेदो5खिलो धर्ममुलम्‌” सम्पूर्ण वेद धरमंका मूल कहा गया है । 
विद्वानुको, समस्त वेद शास्त्रको ज्ञान चक्षुसे देखना चाहिये। वेदके 
अनुसार धर्मका आचरण सेव करना चाहिये। धर्मानुसार आचरण 
करने वाला साधक़ ऐहिक सुख ओर पारलौक़िक सुख दोनोंका सुख 
प्राप्त करता हैं। वंदके कथनानुसार आचरण करने वाला पुरुष वेदज्ञ 
एवं विद्वान कहा जाता हैं। इससे विपरीत आचरण करने वाला पुरुष 
दुष्ट आचरणहीन कहा जाता है। अतः वदोक्त आचरणका विधान 
मनुने अपनी स्मृतिर्में कथन किया है.। अतः स्मृति वचन, बेद बचनके 


( ५६ ) 


समान ही आदरणीय क़हा गया है। श्रुति स्मृति भगवानकी ही आज्ञा 


है, उसका पालन करना भगवान्‌की आज्ञाका पालन करना कहा गया है। 
इस संसारमें धर्मके अनुसार आचरण, करने वाला पुरुष श्रेष्ठ 


कहा गया है। वही वास्तवमें धर्मके तत्त्वको 'अच्छी तरह जानता है 


और उनके लिए बंद भगवान्‌ ही परम प्रमाण हैं। 
विभात सर्वभूतानि वेदशास्त्र सनातनम । 
तस्मादेतत्‌ परं सत्ये यज्जन्तोरस्य सावनम ।। 
[ मनु स्मृति० १२ ४४ | 
.... वेदाध्ययन की अनिवायंता -' प्रमादो व॑ मृत्यु:” प्रमाद ही मृत्यु 
हैं । अत: प्र माद का त्याग करके ब्राह्मणको वेदाध्ययन करना चाहिये । 
वेदमेवाभ्यसे चित्य॑ यथाकालयतन्द्रितः । 
त॑ हास्याहु: पर॑ धर्ंमुपधर्मोष्न्य उच्यते ।। 
द [ सनु> ४।१४७] 
ब्राह्मणक्रो अपने स्वरूपको आज समभना पड़गा । आज वह 
समाजसे भागकर नहीं बच सकता क्योंकि समाजका 
इसीके ऊपर' रहा हे। स्वाध्याय ही ब्रा 
आज वह उसीके पीछे छटा जा यों ञ 
आओ रा |! रा 5 वह अपनी विद्याको 
रा ( आज उसका अपमान 
हो रहा है। वेदाध्ययन ही उसका महत्व और गौरव र हा हें 
पो5नधी त्य ह्विजो वेदमन्धत्र कुरुते श्रमम | ड्‌ः 
स॒ जीवम्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति ब्वय 


[सनु० २।१६८] 
का कछ देतु 
।९) छादन अथवा 


उत्तरदायित्व सर्देव 
ह्णका सर्वोत्कृष्ट तप रहा है। 


छनन्‍्द शब्दका प्रयोग जो वेदों, उप निषदो मे 
है । “छान्दांपि छादनात्‌” (निरुक्त अ० ७ लए 
रक्षा करने वालेको छन्‍्द कहा जाता है.। अविद्या आदि'स े 
निवारण करने तथा सुखोंको आच्छादित करनेके कर दु:खोंका 
बेंद कहा जाता है। “भविद्यादि दुखानां निवारणात उेन्द अथवा 
नाच्छन्दो वेदः (ऋग्वदादि भाष्य भूमिका) आ पे हे उखे राच्छा- 
धातुमें असुन्‌ प्रत्यय क्रनेसे “चन्देरादेश्च छः” सूत्रसे "ते वालो चदि 


॥ 


जकारके स्थान 


५०223 ४2७32: 5 0०८८4. 2:77 5 


( ४७ ) 


पर छकार होनेसे छन्‍्द शब्दकी निष्पत्ति होती है। अतः छन्दका अथ 
ज्ञान का प्रकाश एवं सुख प्रदान क़रने वाला हुआ | वैदके अध्ययनसे 
मानव समस्त विद्याओं का ज्ञाता हो जाता है। वह आहलादित सुखी 
एवं सर्वाथेज्ञाता होता है। अतः मन्‍्त्रोंको उन्द अथवा वेंद कहा जाता 
है । दूधरा हेतु है छन्दों द्वारा भाचछदन अथवा रक्षा किये जाने के 
सम्बन्धमें । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌में वर्णण आया है-- 

वेदाध्ययनेन सर्वविद्याप्राप्तेमंनुष्प आह्वदी भवति, स्वर्थेज्ञाता 
चातश्छन्दो वेदः । (ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका) देवता लोग मृत्युके भय 
से वेदोंमें प्रविष्ट हो गये और उन्होंने गायत्यादि छन्दोंसे अपने को 
आच्छादित कर लिया । देवोंने अपनी रक्षा हैतु स्वयंको छन्दोंसे जो 
आच्छादित कर लिया यही छन्दों का छन्दत्व वैदज्ञों द्वारा कहा गया 
है । ख्यायते वेदबादिभिः ।। 

जिस प्रकार भगवान्‌ भाष्कर क़ो किरण सूयेके रथ के साथ 
सात अश्व प्रसिद्ध हैं वेसे वेदमें सात छन्द होते हैं । पुराणोंमें सूयके 
प्रात अश्वोंके नाम भी बताये गये हैं जो वेदिक छन्दों के नाम हैं । 
वेसे छन्‍्द शब्द का अर्थ सूर्यरश्मि भी होता है । इन सात 

उन्दोंमें सर्वप्रथम प्रमुख गायत्री छन्‍्द है। जिसमें २४ अक्षर होते हैं । 
उसके बाद छन्दोंमें क्रशः चार-चार अक्षर अधिक होते जाते हैं । 
एक या दो अक्षरों की न्यूनता अथवा अधिकतासे छन्दों का भेंद नहीं 
'होता । निर्धारित संख्यासे अक्षरोंके न्यून अथवा अधिक होने पर छन्द 
के नामके साथ भिन्न-भिन्न सांकेतिक शब्द लगाये जाते हैं । उदाहरण 
के रूपमें गायत्री छन्‍्द-- 

“तत्सवितुर्वेरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि । धियो यो न: प्रचोदयात्‌ । 


( यजु० ३।३५॥१ ) इस ऋचाके प्रथम पादमें ८ अक्षरों के स्थानमें 
७ अक्षर हैं | अतः इसमें केवल ९२३ अक्षर होने से यह छन्‍्द निचुद्‌ 
गायत्नी कहा जाता है। पिगल सूत्रमें प्रथम सप्तक्त के लिए छन्दों के 


स्वरों का निर्देश निम्नाड्रित है । कि 
छुन्द-- , द दब रत 


गायत्री) पदज 


( ५८ ) 
उष्णिक ऋषभ 
७०8३४ गान्धार 
बृहती ः मध्यम 
पड क्ति पञचम 
न्रिष्ट्प्‌ घेवत 
जगती  : निषाद 


छत्दों का गान उनके निर्धारित स्वरोंमें ही क्रिया जाता है। 


छन्दोंका मान स्वर नहीं उनका व्णभी निर्धारित होता है | उदाहरण 
रूपमें गायत्री श्वेत वर्णी होती है। गायत्री व॑ देवानामेकाक्षरा श्वेत- 
वर्णो चे व्याख्याता। (गोपथ०, १।१।२७) देवताओंकी एकाक्षरा गायद्ी 
श्वेतवार्णी कही गयी है। इसी प्रकार देवताओं से विशिष्ट सम्बन्ध 


स्णॉ्ड £ कआंएं[|“ंणंऑ ं॑ंड: 2७ आजा आऋ 


4७७" - >र्डई- 30 ,॑र्ड दि, आर 


होता है । उदाहरणाथ गायत्नी छन्‍्द का अग्निके साथ तथा उष्णिक्‌ 
का सविता के साथ विशिष्ट सम्बन्ध माना जाता है । तेषाम्‌ ऋक 


 यत्रा्थवशेन पादव्यवस्था | (महथि जमिनिमीमांसा २।१।३५) 


.. उन मन्तोंसे जिनमें अरथंके अनुरोध से पाद व्यवस्था होती है 
वे ऋक्‌ कहे जाते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि छन्दों की पाद व्य- 


वस्था का भी मन्त्रों के अर्थों से गुढ सम्बन्ध होता है । 

इस प्रकार मन्त्रमें प्रयोग पादों को घटा बढ़ाकर अर्थ नहीं 
किये जा सकते । मन्‍्त्रों का अथे पादक्रम से ही होना चाहिए. । भर्वेः 
म्रनत्रों के सही अर्थ एवं छन्दों की पूर्ण जानकारी होने पर ही सही 
अरथ किया जा सकता है | इसमें 'छन्‍्दः शास्त्र” का सम्यक्‌ ज्ञान अत्यन्त 
आवश्यक हैं। सही अथोमिं वेदार्थ के लिए तथा महत्वपूर्ण ज्ञान हेतु 8 
शास्त्र की जानकारी अत्यात आवश्यक कही गयी है । 


गायत्री छन्दमें आ5-आठ कक्षर होते हैं । अक्षर के तीन पर | 
होते हैं | इस प्रकार सब मिलाकर ३२ अक्षर होते हैं । ऋग्वेद हा 
प्रारम्भ ही गायत्री छन्दसे किया गया है । गायत्री छन्‍्द सभो छत्दोंगे | 


श्रेष्ठ कहा गया है । 


६.) 


बृहत्साम तथा सास्‍्नां गायत्रों छन्‍्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीर्षोह्हमृतुनां . कुसुमाकरः ।। 
. [गीता १०३५ | 
साम वेदके मन्‍्त्रोंमें बृहत्पाम मैं हँ । छन्दोंमें गायत्री, महीनोंमें 
मागशीर्ष तथा ऋतुओंमें बसनन्‍्त ऋतु हूँ । यह गायत्वी, सावित्री मन्त्रकी 
भी सँजोये हुए है क्योंकि इसकी देवता सविता है। “भभ थः स्वः 


5 >> 


तत्सवितुव रेण्यं भर्गो देवस्प धोमहि | धियो थो नः प्रचोदयात्‌ । 
( ऋग्‌० ३।६२ ) 

इस वेदमाता अथवा ज्ञानाधिष्ठात्री ब्रह्मंगायत्रीका अर्थानु- 
सन्धान इस प्रकार है-जप कालमें यही प्रक्रिया अपनानी चाहिये। 
जपके अन्तमें भगवानकों अपना माता-पिता मानकर विश्वासपूर्वक 
उससे अपनी मनोकामना का निवेदन करना चाहिये । 

3» भूभ वः स्व: । तत्सवितुवेरेण्यं भर्गों देवस्यधीमहि। धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ । क्‍ 

अर्थात्‌ हे अन्तर्यामिन्‌ ! सर्वेव्यापक सवश्वर ! सवेशक्तिमान्‌ 
परमपिता ! हे सर्वाधार! आपकी ही एकमात्र और अनन्त सत्ता पर 
यह सारा ब्रह्माण्ड आश्रित है । है सवेज्ञ ! हमारे समस्त अवगुणों, दुःखों, 
कष्ठों को जानने वाले और उन्हें द्रकर हमें सुख देने वाले, सुख स्वरूप 
परमानन्दको देने वाले सच्चिदानन्द ! समस्त संसारको उत्पन्न करने 
वाले और प्रेरणा देने वाले, पालन-पोषण करने वाले उस परब्रह्मके 
श्रेष्ठ तेजको जो पापनाशक्क एवं परम मंगलकारी है, उसका हम 
ध्यान एवं उपासना करते हैं या अपने अन्दर धारण करते हैं। जो 


हमारी बुद्धिकों शुभभगी ओर प्रेरित करं। मन वाणी एवं कर्मोको 
शुभकी ओर प्रेरित कर । 


गायन्तं त्रायते यस्मात्‌ गायत्नोयं तत। स्मृता। 
गान करनेवाले की जो सतत्‌ रक्षा करती है, उसे गायत्नी कहते हैं। 
गायत्नी पदमें गाय+त्नी ये दो शब्द हैं। गय नाम प्राणोंक़ा है । 


त्र धातुसे स्त्नी लिगमें तय बनता है। अतः गायत्रीका अथ प्राणोंकी 
रक्षा करने वाली है । 


( ६० ) द 
गायत्नी गायन्ते स्तुतिकमंणः, त्रिगमना वा विपरीतामापती | 
मुखादुतपतदिति घ॒ ब्राह्मणम्‌ । (निरुक्त ७१२) | 
स्तुति गान किये जानेसे गायत्री कही जाती है। स्तुत्यथक #.. 
धातुसे अन्रचू प्रत्यय करने पर गायत्नी शब्द निष्पन्न होता है। पा 
अथवा यह छनन्‍्द तीन पादों वाला होता है। अतः गंधातु और. 
त्रंधातु के योगसे गायत्री निष्पन्न होता है। . 
ब्राह्मणफा कथन है, गान करते हुए परमेश्वरके मुखसे स्व- | 

प्रथम इसी छनन्‍्दका सृजन हुआ | अतः इसका नाम गायत्री है। गै- / 
धातसे यत्‌ प्रत्यय इससे रक्‌ प्रत्यय लगने पर गायत्री शब्दकी निष्पत्ति क्‍ 
होती है। बेदमें प्रतिपादन किया गया है। गायत्री छन्दसे पुजनीय 
ब्रह्मकी स्तुतिकी गयी है! अतः गायत्रीमें प्राणोंकी रक्षा करनेकी शक्ति है। ' 
गायत्नो प्रतिमिमीते अकम्‌ | (ऋ० १॥१६४।२४) | 
गायत्री छन्दके द्वारा अचनीय देवका प्रतिपादन अथवा गुण- | 
वर्णन किया गया हूं । : 77] 
यद्‌ गायत्रे अधि गायत्रमाहितम्‌ । | ऋग्‌० १॥१६४।३३ |] | 
यह सूर्यके तेजसे उत्पन्न होकर भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रको | 

२४ कक्षरों द्वारा पूर्ण गायन किया है। अतः इसको प्रसिद्धि गायत्वीके 
रूपमें हुई। रामजीने मर्यादापूर्वंक सारे संसारका कल्याण एवं मंगल | 
_ किया है | वही गान गायत्री द्वारा हुआ अतः इसको गौरव प्राप्त हुआ। 
बेदोंके विषयमें दो दृष्टिकोण-वेदोंके विषयमें पुर्वे ओर पश्चिम 
दो प्रकारके दृष्टिकोण सामने आते हैं। पश्चिमी लोगोंके अनुसार बैद 
मानवीय मस्तिष्क की आारम्भिक चेतनाकी अटपटी उक्तियाँ हैं। उनमें 
न परस्पर संगति है और न परस्पर सगति है और न सुलझे हुए 
अर्थोक्ती स्थापना | वेद धामिक विश्वासोंकें विजड़ित पोथे हैं जिनके 4 
बहुतसे अश बुद्धिगम्य नहीं है। मानव जातिके सीखने वाले 
जिस आश्चयंसे विश्वको देखते हैं उसीकी छाया मन्त्रोंमें हैं ' उत 
किसी समन्वित या संप्रतिष्ठित दाशेनिक विचारक़ी कल्पना नहीं की है 
जा सकती । इसी सूत्रको पकड़कर पिछले सौ वर्षो्में बेदोंके * 
भाष्य और व्याख्या-ग्रन्थ पश्चिमी विद्वानों द्वारा लिखे गये हैं। “ 


0९१) 


हमारे आधुनिक विद्वांत्‌ जी भारतीय हैं वे भी इसीमें रुचि लेते हैं। 
उनका दृष्टिकोण भी यही है। उनके लिए ब्राह्मण ग्रन्थोंमें कही जाने 
वाली वेद व्याख्या अधिक्वांशमें अनास्था की वस्तु है परन्तु परम्परागत 
दृष्टि वेदको ऋषियोंका परिपूर्ण ज्ञान मानती है। जो कोई दिव्य 
समष्टि ज्ञान है वे उसीकी शब्दमयी अभिव्यक्ति हे। इस अवस्था में 
बैदिक अरथोके प्रति नयी श्रद्धाका जन्म होता है। 

वैदोंके तात्पय विदेशी मस्तिष्क के परे हैं । उनका विचार 
मात्र भौतिक धरातल पर ही रह जाता है । वेद का अथ और उन 
पर पूर्वापर विचार यह वेदेशिकों की शक्ति के परे है । बेद मन्त्रोंके 
अर्थों का दशन ऋषियों ने तप द्वारा प्राप्त किया और वदेशिक विद्वान 
का खोज मात्र रेस्‍्टोरेण्ट तक ही सीमित है । अतः बैदके मन्त्रों के 
साथ वह कभी भी न्याय नहीं कर सकते । जो शाकाहारी नहीं है वह 
शाकाहारी के आनन्द को कसे समझ सकता है। और फिर मन्त्रोंके 
अर्थोकी पारस्परिक संगति लग सके, मन्त्रोंकी परिभाषात्मिका शब्दों- 
वली यज्ञ के कर्मकाण्ड तथा सृष्टिके वास्तविक वज्ञानिक रहस्य को 
एक सूत्रता या संगति प्राप्त की जा सके । पश्चिम में जो वेदा्थ का 
प्रयत्न हुआ उस पर दृष्टि डालते हुए श्री३०जे० टामसने स्पष्ट स्वीकार 
किया है कि यह समस्या सुलभी नहीं है । तथा आगे बढ़ने का मार्ग 
अवरुद्ध सा दिखाई पड़ता है । हमारी सम्मति में भारतीय दृष्टि से 
ही वेदार्थ की समस्या का समाधान सम्भव है। सर्वप्रथम यह अवस्था 
होनी चाहिए कि जिन उपनिषद्‌ और ब्राह्मण ग्रन्थोंकी अत्यधिक. महिमा 
कही जाती है उन सबका स्रोत वेद है | जो अमृत दुग्ध है, उसका 
निझर वेद रूपी गौ में ही निहित है जिसे गो का अमृत वाक्‌-तत्वभी 
कहते हैं । यह अमृतवाक्‌ विश्वक़ा विराट्‌ मन या सर्मष्टि ज्ञान है । 
यह एक समुद्र है जिसके एक-एक विन्दुसे मानवी मस्तिष्क सोचते और 
विचा रते हैं । व्यक्ति के मनमें जितना आज तक आ चुका है जो कुछ 
भविष्य में प्रतिभासित होगा, उस सबका स्रोत उसी विश्वात्मक ज्ञान 
में है । जिसे बेद कहा जाता है उसे ही अव्यक्त सरोवर, ब्राह्मसर, 
घाकु-समुद्र या अपौरुषेय ज्ञान कहते हैं । ३ 


( ६२ ) 


उस बाक्‌ के दो रूप हैं-एक परा दूसरी अपरा। अपरा 
स्थुलमयी ( शब्दमयी ) वाक्‌ है जो बुद्धि का स्पर्श करते हैं किम 
परा वाक्‌ मूल अक्षर तत्व है जो हृदय का स्पर्श करती है या हद न्‍ 
में प्रविष्ट होक़र अपनी शक्तिसे जीवन का निर्माण क़रती है । इसको. 
सहस्राक्षरा वाक भी कहते हैं इसी अक्षर वाकसे गायत्री आदि सप्त- ई 
छन्दों का वितान या विकाश हुआ है | यही अक्षर तत्वही भारतीयों 
का सर्वस्व है । इसी पर रामायण जो पच्चम वैदके रूपमें हमारे यहाँ. 
'अतिष्ठित है उसका मूलभी वेदों के द्वारा हो है | यही अक्षर ब्रह्म. 
के रूपमें भी भारतीयों ने सदेव स्वीकार किया है । 
अक्षरेण मिमते सप्तवाणी । (ऋणवेद १।१६४।२४ ) 
देव (तत्व का अन्देषण--वदिक सृष्टि विद्या की दृष्टिसे विश्व | 
में दो ही मूल तत्व, हैं । एक देव दूसरा भूत । देव तत्वका ही दूसरा 
नाम शक्ति तत्व है । देव या शक्ति सुक्ष्म और अदृश्य हूं । भूत दृश्य | 
. और स्थूल है । प्रत्येक भूत एक-एक कूट का ढेर है, जिसकी विधि 
शक्ति या देव कहलाती है । बिना देवके किसी भो भूतकी अलग सत्ता 
सम्भव नहीं ह । मूल भूत देवतत्त्व एक और अखण्ड है । उसी सृष्टि | 
के लिए बहुभाव या नानाभावमें परिणत होता है । “एको देव: स्व- | 
मृत गृढ़:” यही सृष्टिका मूल सूत्र है। “एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्ति' 
इस तन्नियम के अनुसार एक ही तत्व बहुत्व को प्राप्त होता हे जो 
; बैलभूत परमात्मा एकत्व विशिष्ट रूपमें कहा गया है। 'एकमेवाद्वितीयम्‌ 
वह ऐसा एक ह जिसमें दो तीन चार संख्यांओं की कल्पना नहीं की 
जा सकती हू, परन्तु बह अपनी निगृढ शक्तिके द्वारा स्वयं ही बहुभाव 
को प्राप्त: होता है । यद्यपि देवोंके बहुत नाम कहे गये हैं, सब नामों 
के मूलमें एक ही प्रतिष्ठित हे । 2 द 
यो देवानां नामधा एक एव त॑ सं प्रश्ने भुवनायन्त्यन्या । ऋणवेद १०२१२ 
क्‍ तह मूल भूत देवतत्व संप्रश्न भी कहा जाता है । भार्दि ५. 
अन्त तक वह १ प्रश्न या पहेली हो रहता है । अपनी-अपनी शर्चि 
के अनुसार ७भी उसका कथन करते हैं । पर उसके रूप गुण आर्दिकी ' 


(६३ ) 


चर्चा मात्र रह जाती है । वास्तविकतासे सभी अपरिचितही रह जाते 
हैं। उसके शक्तिका क्या स्वरूप है? इसकी मीमांसा विविध प्रकारसे 
लोग किया करते हैं पर उसको शब्दोंमें नहीं बाँधा जा सकता । जब 
हम विश्वकी दृष्टिसे विचार करते हैं तो- उस मूल शक्तिको प्रजापतिके 
रूपमें स्वीकार किया जाता है। प्रजापतिक्रे भी दो रूप हैं-- एक अनिरक्त 
दूसरा निरुक्त। एक भमूत्ते दूसरा मूत्ते | एक परोक्ष दूसरा प्रत्यक्ष । 
एक ऊध्वे दूसरा अध:। एक अतत्‌ दूसरा सततु है। उपको इदं इत्थमु 
भी. कहा जाता है। जो विश्वातीत रूप है वह “तत्‌ है जो विश्वात्मक 
रूप है वह 'इदं सवम्‌ है। प्रजापतिका एक रूप अजायमान है। 
दूसरा 'बहुधा बिजायते” कहा जाता है । प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तर- 
जायमानो बहुधा विजायते । तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह 
तस्थुभु वनानि विश्वा ।॥ [यज्गञु० ३१। १5 | 

जो अजायमान या विश्वातीत रूप है उसे गर्भ, योनि, नप्य, 
प्रजापति, गुहा या पर्वंतके समान अविचाली अद्वि तत्व भी कहा जाता 
है। वही परम व्योम या परमाक्ाश है। परावाक उसीका रूप है। 
अग्ति, इन्द्र, मित्र, वरुण, यम, मातरिश्वा-इन देवोंकी पृथक्‌ क्ल्पना 
सहेतुक है, क्योंकि मूलभूत एक शक्ति विभिन्न रूपमें काये करते हुए 
देखी जाती है, किन्तु उसका जो मूलभूत स्वरूप है वह भिन्न नहों 
होता | जिस प्रकार महाकाल की दृष्टिसे ऊषा एक है. पर सापेक्ष- 
काल परिवत्‌नशील सम्बतुसर की प्रतिदित नयी ऊषा का उंदय होता 
रहता है। जसे समस्त ब्रह्माण्ड मूलभूत अग्नि एक है पर शक्ति नाना- 
रूपोंमें वही अनेक प्रकारसे विकसित होता है। उसी प्रकार बेदिक 
ऋषियोंने इस तथ्यका प्रत्यक्ष दशेन क्रिया था कि समस्त भूमण्डलका 
रचयिता प्रजापति एक है और वह तत्व इन सबमें समाया हुआ है। 
हर और निकट अणु और महत्‌ भूत और भविष्य सर्वत्र उसीकी सत्ता 
है । वही अखण्ड सूत्र सबमें पिरोया हुआ है जिसके कारण उसको 
अखण्ड और अन्‍्तर्यामी भी कहा जाता है। अपने स्वयं अजायमान 
होकर सभीके भीतर समाया हुआ है और बही नियमन भी क्वरता 


( ६४ ) 


है। उसीके नियम या धर्मोके कुक्षिमें सभी भुवनोंके चक्र पिरोये हुए ' 
है। इसलिए वह सर्वान्तर्यामी कहा जाता है। अतः उसको सृत्रात्मा ' 


भी कहा गया है। यह रहस्य है इसीकों उपनिषद्भी कहा जाता है। 


प्राण या जीवन शक्ति-- ५ 
“क्षर: सर्वाणि भुतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते |। 


अस्यवामीय सूक्तमें कहा गया है: अक्षरसे ही क्षर का जन्म 
होता है। इस अक्षर या देव तत्वक़ी अभिव्यक्ति तीन रूपोंमें होती है। 


एक वृक्ष वनस्पति दूसरे पशु, पक्षी और तीसरे मानव । इन तीनोंमें ' 


जो शक्ति तत्व है उप्तका स्वरूप भिन्न है उसको उपनिषदोंमें प्राणाग्नि 
कहा गया है । प्राण या जीवन चेतन्यका हरि रूप है जो आज विश्व 
का सबसे बड़ा रहस्य है| प्रजापति विद्याका सबसे महान्‌ एवं रहस्या- 
त्मक़ रूप जीवन या प्राण है। प्राणके स्रोत उद्गम वृद्धि, विकास ओर 
क्ासके नियम मानवके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है। प्राणही 
आयु है और प्राणही अग्नि है। प्राणविद्या सभी विद्याओंमें श्रेष्ठ कही 


गयी है। ऋषियोंकी दृष्टिमें प्राणविद्या ही विश्वविद्या है। इसी को 


व्याख्या हमारे यहाँ यज्ञोंके द्वाराकी जाती है । हमारे ऋषियोंने इसपर 
बहुत गहन बिचार किया है। उसका स्वरूप-तत्व क्‍या है ? इस पर 
भी बहुत अधिक विचार हुआ है । वेद-विद्ये में अमृत-तत्व तथा जीवन- 
तत्व भरे पड़ हैं । संसारमें जहाँ कहीं भी जीवन है, वह यज्ञ है । उस 
यज्ञका आरम्भ प्राणापानके स्पन्दनसे होता हं। प्राण शक्तिका रूप हे 
और शक्ति सदा ही सहकारी रूपोंमें प्रकट होती है। प्राणका स्वरूप 
स्पन्दन है । जैसे कोई बालक़ सोता हुआ जागकर अपना जीवन प्रारम्भ 


करता है, उसी प्रक़ार बीजके केन्द्रमें प्रसुप्त प्राणविन्दु का जागरण 


या क्षोभ होता है । इसको आजका विज्ञान समचन प्रसारण कहता ह ! 
प्राणो वे समचनप्रसारणम्‌ । [शतपथ ८।१।४॥१० ] 
सिकुड़ना और फल जाना यही स्पन्दतका स्वरूप ह। धनसे 


ऋण और ऋणसे धन विन्दुकीं ओर जाना यही विद्युतृका रूप ह। 


इसको ही वैदिक भाषामें 'एति' च॒ 'प्रीत च' कहते है , 
अपानके रूपमें स्पन्दित होती हुयी आयुपर्यन्त सा किय हल कर एवं 


(६५ 


अन्तस्चरति रोचनास्य प्राणादपानती व्यख्य 
ऋगवेद १०।१८४७॥२ यही मानव जीवन का रूप है । इस मन्त्र का 
देवता आत्मा या सुय हैँ । वेदिक परिभाषामें विराट आत्मतत्व का 
सर्वोत्तम प्रतीक सूये ही माना गया हे । सूर्य आत्मा जगत्तस्तस्थुषश्च 


ब्रह्म के दो रूपों को स्वीकार किया गया हे जो मृत्ते हे वह असत्य, 
जो अमूत्त ह वह सत्य है । 


न्‌ महिषो दिवम्‌ । 


ओपनिषद ज्ञानकी नित्यता-हमारे उपनिषद्‌ ज्ञानमें मूल तत्व परब्रह्म 
है । उसी को ज्ञान स्वरूप कहा गया है । इससे स्पष्ट हो जाता डर 
कि ज्ञान एक़ व्यापक्र और नित्य तत्वके रूपमें हमारे समक्ष आता है, 
जो सदा परिवत्तेनशील है । ज्ञानकां रूप बदलता रहता है वह घारा- 
वाहिक नहीं होता । प्रतिक्षण बदलने वाला ज्ञान भिन्न-भिन्न प्रतीति 
भी क़राता है | यदि दत्त चित्त होकर विचार किया जाय तो इसमें 
दो अन्शों का निरूपण होता है । पहला प्रकाशन दूसरा प्रकाश्य । 
भप्रकाश्य बदलता रहता है परन्तु उसके प्रकाशांशमें कोई परिवर्तन नहों 
होता । शास्त्र कहतेहैं कि विषयका परिवर्तन होता है ज्ञानका नहीं । 
विषय: परिवतंते न तु ज्ञानम्‌” ज्ञान नाम प्रकाशांश का है प्रकाश्य 
उसके साथ बँघे हुएआ जाते हैं | वह प्रकाश नित्य एवं विभु है । 
मानव जो जाननेके लिये प्रयत्तशील होताहै तब किसी वस्तु को जात 
पाता है । बह प्रयत्न मात्र अज्ञान की निवत्ति के लिए है । सृष्टिमें 
रस ओर बल ये दो मूल तत्व है । उनमें रस ज्ञान रूप है और बल 
उसका आवरण करने वाला होने के कारण उसका विरोधी, अतः वह 
अज्ञान शब्दसे कहा जाता है । भज्ञान का आवरण हटने पर ज्ञानका 
प्रकाश होता ही है । ज़ेसे बादल सूर्य क्रो अपने आवरणसे ढक लेता 
है पर बादल के हटने पर सूर्य का प्रकाश पूवंवत्त हो जाता है । सूर्य 
की चमक कहीं से उधार नहीं लेनी पडती, ठीक यही स्थिति इस ज्ञान 
की है । व्यापक्र और नित्य ज्ञान का जो एक स्वाभाविक़ आवरण है 
उसे हटा देने पर ज्ञान अपने रूपमें प्रकाशित हो जाता है । ज्ञान को 


5... जी 5. जब ननीनी 


७...3....3.बलबल॥३...००.०५३-२.००२०-३०-- 


( ६६) 


उत्पन्न करते की कोई सामग्री नहीं चाहिये | शान ही सबका जनक 
है । उसका जनक कोई नहीं हो सकता । 

नास्तिक दशन ज॑से चार्वाक्‌ और भाधुनिक साइन्स यह नहीं 
मानते हैं । इस समय उसके अनुयायी बहुत भधिक़ हैं। वे लोग यह 
कहते हैं कि ईएवर या जीव कोई स्वतम्त्र सत्ता है ही नहीं । ज्ञान 
मात्र संयोग जन्य है । जसे बबुल की छाल गुण आदिका स्वाद भिन्न 
भिन्न रहने पर किसी मादक शक्ति का अनुभव नहीं होता । किन्तु इन 
वस्तुओं के संयोगसे जो मद्य बनाया जाता है उनमें मादकता आ जाती 
है और मादक शक्ति भी विद्यमान रहती है | उसी प्रकार गाड़ी का 
उदाहरण वह देते हैं कि स्वयं गाड़ी में सामान ले जाने को शक्ति 
होने पर भी वस्तु, सामान नही ले जाती पर उसमें अधिक जोड़ने पर 
वस्तु या सामान ले जाने की छमता आ जाती है । 


उसी प्रकार ज्ञान संयोजक पदार्थ है । जड़ चेतन की एकता 
भी इसी प्रकारकी है कि गोमयमें चेतन्य नहीं होता, पर उसके विकृत 
होने पर एक विच्छ उसमें से उत्पन्न हो जाता है । अचेतन के सडने 
पर उसमें अनेक कीड़ उत्पन्न होते हैं । इससे भी सिद्ध होता हे कि 
ज्ञानमात्न संयोग जन्य है । वह स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं ह। उक्त 
दृष्टान्त के अनुसार ही माता-पिता के रज और सुक्र मिलकर कुछ 
काल तक गर्भाशय की ग्रन्थि में निरुद्ध होने के कारण सड़ जाते हैं। 
तो उनमें भी फलों के कृमि पैदा हो जाते हैं ओर वही ए 
खाने लगता हे | खाते-२ एक बड़ा क्ृमि तैयार 
मनुष्य पशु आदि के रूपमें दिखाई देता हे और क 
यहाँ क़ोई आत्मा मानने क्री आवश्यकता नहीं है 
ही सिद्ध नहीं होता तो स्वेव्यापक सिद्ध होने को 
वेदिक् सिद्धान्त में आत्मा या ईश्वर युक्त प्रमाण से 

हमारे वेदिक विज्ञान ने इसका समुचित उ 
कि ज्ञान से क्षर्थ क्री उत्पत्ति होती है। जसे मेरे 
उपस्थित हों, उत्तमें से एक दो भादिकी गिनती कर 


क दूसरेको 

हो जाता है । वह 

य॑ करने लगताहें। 

। जब एक आत्मा 
या बात । अतः 

विरुद्ध है । 

पर दिया गया है 
पमक्ष अनेक वस्तु 

के उन्हें चार-पाँच 


( ६७ ) 
। यह संख्या कहाँसे आयी । वस्तुके संयोगसे 
यदि संख्या उत्पन्न हई होती तो बह वस्तु जहाँ भी रहती वहीं चार, 
णंच या दश ही कही जाती पर ऐसा नहीं होता। जहां दूसरोंके साथ 
मिले वही चार, पाँच, दश फहलायेगी । एक-एक वस्तुको पृथक-२ 
देखने पर किसी संख्याका भाव उत्पन्न नहीं होता । इससे मानना पड़ेगा 


कि चार, पाँच, दश को संख्याका निर्माण हमारे ज्ञानने ही बनाया है। 


हम औरोंके साथ मिलाकर उस वस्तुको देखते हैं, अतः हमारा देखना 
ही उन संख्याओंकों पंदा कर देता है। 


दो डण्डे हमारे समक्ष रक्‍खें हों। उप्मेंसे १ को हम छोटा 
ओर दूसरेको बड़ा, कह, दिया करते हैं। वही डण्डा अन्य लम्बे डण्डेके 
पास रख दिया जाय तो वह छोटा कह दिया जाता है और जिप्तको 
पहले छोटा कहा था यदि उसको अन्य और छोटेके पाप रख दिया 
जाता है तो उसे लम्बा कह दिया जायगा। यहाँ विचारणीय वस्तु यह 


हैं कि यह वस्तुमें लम्बाई, छोटाई, मोटाई कोई विशेष धर्म नहीं है ।. 
अतः: यह छोटापन, मोटापन, बड़ापन आदि परिमाण का जनक 
हमारा ज्ञान ही है। 


जेब हम क्षिसी कारीगर को कुछ बनानेके लिए कहते हैं तो 
पहले उसके मनमें उस वस्तुका आकार-प्रक्रार अवश्य आता है । उसके 
मनमें पहले उस वस्तुका आकार आ ही जाता है उपीको वह बाहर 
+कट कर देता है। अतः स्पष्ट है कि जो ज्ञान उसके अन्तरमें नहीं 
हैं, उसको वंह प्रकट भी नहीं कर सकता है।।/ द 
इसी प्रकार फोटोग्राफ, फोनोग्राफ या रेडियो यन्त्रका आविष्कार 
करने वाला प्रथम अपने हृदयमें उस यन्त्रकी प्रक्रिया स्थापित न करे 
तो सही कार्य कर ही नहीं सकता । अतः स्पष्ट हो जाता है कि तवीन 
आविष्कारों का करने वाला हमारा ज्ञान ही है। कहीं एकान्तमें बेठ- 
कर हम जो खयाली घोड़ दौड़ाते हैं उसका भी जनक हमारा ज्ञान है। 
इस प्रकार ज्ञानसे वस्तुओंका पदा होना तो दिखाई पड़ता है ओर 
सिद्ध भो हो जाता है परन्तु ज्ञान किसी दूसरेसे पंदा होता तो ऐसा 
टान्त भी नहीं मिलता और लोक़में दृश्य भी नहीं है।. 


या दश कह दिया करते हैं 


( €छ ) 
अब आप विचार करें कि ज्ञानकी उत्पत्ति मानी जाये या 
अभिव्यक्ति मामी जाय। यंदि ज्ञानंकों आप अभिव्यक्ति मानते हैं, प्रकट 
होता मानते हैं तो उत्पत्तिको छोड़कर अभिव्यक्तिवाद का भी कोई 
प्रमाण नहीं मिल पाता, तो उत्पत्तिवाद ही क्‍यों मान लिया जाय। 
इस पर प्रंएन उठता है कि मद्यके विन्दुर्में मादक़ता शक्ति है, तो वह 
मद्यके प्रत्येक अंशमें भी पेदा' हुयी । यह अलग का विषय है कि अल्प- 
प्रमाणमें अल्प, अधिक प्रमाणमें अधिक, पर मादकता पूरे में है, एक 
देशमें नहीं । 
इसी प्रकार शरीरमें यदि विचार किया जाय तो चंतन्यशरक्ति 
णशरीरके प्रत्येक अवयवमें विद्यमान है, तब यह कहना होगा कि शरीर 
सेकड़ों चेतन पदार्थोका समूह है। उसका हाथ भी चेतन है, पर भी 
चेतन हैं, धड़ भी चेतन है, आदि | संसारमें देखा जाता है कि बहुतसे 
चेतन सदा अनुकल ही रहें, ऐसा नहीं होता । दश, बीस मनुष्य किसी 
काम में लगें हों तो उनमें मतभेद और फट दोनों हो जाते हैं, अपना 
काम भी बिगाड़ लेते हैं। तब चेतन रूप शरीरके सभी अवयव सदा 
अनुकल ही रहें, कभी वेमष्य न हो- यह सम्भव कंसे होगा । दिखाई 
इसके विपरीत पड़ता है, पर दिखाई पड़ता है कि शरीरके सभी 
अवयव सदा अनुकल ही रहते हैं। 
आँख को देखनेकी इच्छाको पुण करनेके लिए पैर सदंव तत्पर 
रहते हैं। परोंमें कोई काटा या आघात न लगे अतः उन्हें मागे 
बतानेको आँख सदा तत्पर रहती है। पेटमें भोजन पहुँचानेको हाथ 
सदा काम करते रहते हैं और हाथोंमें काम करनेकी शक्ति हृदय द्वारा 
पहुँचती रहती हैं। इन घटनाओंसे तो यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक 
अवयव स्वतन्त्र चेतन नहीं ह पर क़ोई एक चेतन हे जिसको प्रसन्न 
करनेके लिए सभी अवयव सदंव तत्पर रहते हैं, उसीको हम आत्मा 
कहते हैं। वह ज्ञानरूप आत्मा नित्य हे और कर्मानुसार भिन्न. शरीरोंमें 
आता रहता है तथा पुर्व॑ जन्मके संस्क्रार उसके साथ जुड़े रहते हैं। 
उन्हींके अनुसार बुद्धिकी तीव्रता या मंदता हुआ करती है। हमारा 


(६६ ) 
यहं कहना कंदांपि नहीं कि हमारे यहाँके खान-पान, रहन- 
कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता । उसका भी प्रभाव अवश्य प 
अल्पबुद्धि वाले भी अपने आचरण द्वारा ब॒द्धि व 
विना निष्य, ज्ञानरूप, आत्माके स्वीकार किये 
आचारसे काम नहीं चल सकता। 


सहनका 
ड्ता ह। 
धंत्त कर सकते हैं। 
: मात्र रहन-सहन 


अत: व्यष्टि रूप १ आत्मा प्रति शरीरमें मान लिया गया, 
तो उनका समष्टि रूप, एक महान्‌ आत्मा भी मान लेना आवद्यक 
होगा | जहाँसे इन सबका उद्भव होता है और अन्तमें उसीमें लय रा 
उसका साहन्निष्य प्राप्त होता है, उसीको परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर 
श्लीराम, श्रीकृष्ण आदि नामोंसे भी अभिहित किया जाता है। यही 
हमारे वदिक सिद्धान्त एवं उपनिषद्‌में स्वीकार किया गया है। जैसे 
हमारी आत्मा एक महान्‌ आत्माका अंश हे। उसी प्रकार हमारी 
आध्यात्मिक कलायें भी आधिदेविक, आधिभोत्तिक कलाओंके अंश हैं। 
इन अशोंके सम्बन्धसे एक ही मुख्य जीवातध्माके व्यावहारिक रूप अनेक 
आत्मा प्रादृभू त होते हैं। उनके नाम बीजचित्ति, देवचित्ति, भूतचित्ति, 
प्रजा और चित्त है और जो व्यावहारिक कलाओंके रूप बनते है, उनकै 
नाम हैं-शान्तात्मा, महात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा और प्राणात्मा | 
ये पाँचों जीवके तन्त्रका परिचालन करते हैं। इन्द्रियोंकी शक्ति देख- 
कर उनका परिच्रालन करने वाला प्राण है, उस प्राणसे परिच्छिन्न 
चतन्यको. प्राणात्मा कहते हैं । 

इसी प्रकार मनसे परिच्छिन्न मत-सहित चंतन्यको प्रज्ञानांत्मक 
कहते हैं । बुद्धि गर्भित या बुद्धि सहित चंतन्यको बिज्ञानात्मा कहते हें 
उसके पर नियामक महत्वसे परिच्छिन्न चतन्यक्नो महानात्मा कंहते हैं 
और इन सबमें अनुप्रविष्ट होकर इनको एक सूत्रमें बांधने वाले अन्त- 
यामी रूप चेतन्यको शान्तात्मा कहा जाता है। इसका निरूपण कठोप- 
मिषद्में भलीभाँति किया गया है। कि 58: 

: इन्द्रियाणिपराण्याहु हुरिन्द्रयिभ्य:ः पर मनः ॥ 

- मनसस्तु- परा बुद्धिबु द्वेरात्मा महान्‌ परः॥ 


(७० ) 


महतः परमव्यक्तमवच्यक्तात्पुरुष: पर: । 
पुरुषान्न पर किज्चित्‌ सा काष्ठा सा परागतिः ।। 

अर्थात्‌ इन्द्रियाँ उत्कृष्ट हैं, उनसे पर मन है। मनसे पर बुद्धि 
बुद्धिसे पर महानात्मा और महान्‌ आत्मा से भी पर अव्यक्त_ 
आत्मा ओर अव्यक्त आत्मा से पर पुरुष कहा जाता है । पुरुषसे पर 
ओर कोई दूसरा नहींहै । वहाँ प्रकरष की समाप्ति हो जाती है । उद्ती 
को परम गति तथा भगवत्‌ सान्निध्य आदि रूपों में अभिधान क्रिया 
जाता है । । 

हमारे वेदों उपनिषदोंमें असीम ज्ञान भरा हुआ है, जिसका 
पार पाना अत्यन्त कठिन एवं दुःसाध्य है । इसके लिए तप तथा अनु- 
पठान को अत्यन्त आवश्यकता है । बिना साधनाके ज्ञान, आत्मा तथा 
उसका तेज्ञानिक रूप समभमें आना बहुत कठिन है । हमारे ऋषियों 
ने अपनी ऋतम्भरा प्रतिभा के द्वारा इन मन्त्रोंके अर्थों का अनुसंधान 
किया था तभी इस गहन ज्ञानकी प्राप्ति करके संपारको चकित क्षिया 
3 । आधुनिक समयमें उपनिषद्‌ के ज्ञान का पचाना बड़ा कठिनहै। 
आज साधारण पान और सुपारी को मानव नही छोड़ पा रहा है तो 
उपनिषद्‌ ज्ञान को पचाने को साधनाके लिए संसारिक कामनाओं का 
वश बडा कटिन है।। फिर भी प्रयत्न करना ही चाहिये और 
कर्म भी करना ही चाहिए । 

यह ईशावस्योपनिष्दकी हिन्दी व्याख्या आज पाठकोंके समक्ष 
आ रहीहै इसका सम्पुण श्रेय श्रीरामजी को ही है, जो मेरे जेसे अकिचन 
से यह कार्य सम्पादन करवा लिए । उज्जेनके कुम्भ परही यह भावत्रा 
बनी थी कि इस वर्ष श्रीअवधमें चातुर्मास्य ब्रतमें यह कार्य होना है। 
यदि रामजी क्षेम कुशल रकक्‍खेंगे त॑ 


। चरणों में सुमना>जलि अवश्य 
प्रस्तुत करू गा । उसी संकल्प एवं स्वामी श्रीरामकुमारदासजी महाराज 
की प्रेरणासे यह पूर्ण हुआ । वह 


मह।पुरुष हैं और उन्होंने यह प्रेरणा 
दी थी कि स्वामी जी यह ईशोपनिषद्‌ की सरल हिन्दी व्याख्या हों. 
जाती तो समाज पर बड़ा ही उ 


पक्ार हीता । उसी के. अनुसार सन्त 


3१.) 


पुरुषों के कपा प्रसाद से यह कार्य सम्पादनहों पाया अन्यथा मेरी 
इस लायक नहीं हैं कि वेदके, उपनिषद्‌ के गहत-गम्भीर भावों 


9 


महा 
बुद्धि 
को शब्दोंमें बाँध सकू । 
..... भक्त और ज्ञानीभी कर्मयोगी होते हैं। कुछ लोगोंकी मान्यता 
है कि मन का मल दोष द््र करके भक्तिसे विक्षेप दोष का निवारण 
करते हुये ज्ञान की शक्ति से अविद्या के आवरण को अलग कर जब 
पावव कृतकृत्य हो जाता है तब उसे कम करनेकी आवश्यकता नहीं 
रह जाती । ऐसे लोगों के मततमें कर्मयोग साधक को निम्तावस्था है। 
भक्ति मध्यम कक्षा है पर ऐसी बात है नहीं । जो यह मानते हैं कि 
' ज्ञानी को कम करना शोभा नहीं देता । पर यदि विचार किया जाय 
तो ज्ञान प्राप्ति के बाद हो वास्तविक कर्म प्रारम्भ होता है । इससे 
प्‌वे तो हम कर्म के नाम पर अकर्म ही करते हैं । कर्तव्य के नाम 
पर अकतंव्य और परोपकार के नाम पर अहूं की पुष्टि करते हूँ । 
शत: कर्माचरणके लिए भी कतेंब्याकतंव्य ज्ञानकी अत्यन्त आवश्यकता 
है। ऐसा विचार कर जो कर्म करता है वह वास्तवमें कमंवीर है । 
भक्ति साधना द्वारा मानव जब अपनी इच्छाओं को भगवान्‌में मिला 
देता है तब अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों को 
केन्द्रित करके अपने आपको भगवान्‌के चरणोंमें समपित कर सृष्टिको 
भगवत्‌ स्वरूप मानकर निरभिमान भावसे सब की सेवामें लगता ह, 
यह आचरण स्व्रामी कर्मवीर में पूर्णतया दृश्य है । जिसके कर्मके पीछे 
आसक्ति का नाम नहीं रहता और उसमें कहीं भी स्वाथको गन्ध्र नहीं 
थाती भक्ति से परिपूरित उप्तका हृदय प्राणिमात्रमें अपने परम प्यारे 
प्रभु का दर्शन करने लगता है । पीडित मानवता की आहों में वह 
अपने परम प्यारे आराध्य को आवाज सुनता है । दुखियों की सेवा 
ही उसकी ईश्वरीय आराधना होतीहे। अनाथोंके आँसू पोछना उसकी 
सच्ची अर्चना होती है। प्रभुमें भक्ति निष्ठा उसकी सच्ची वन्दना होती _ 
हें ज्ञान प्राप्ति के बाद यदि कर्म की इति श्री हो जाती तो गीताज्ञान 
श्रवण के बाद अजु त अन्याय और अनीति के दमन हेतु युद्ध जेसा कठोर 


( ७२ ) 


एवं क्र कर्म नहीं करते | यदि कर्म निम्न श्रेणीका साध्य होता तो 
तत्ववेत्ता योगेश्वर श्रीकृष्ण स्वयं पशुचारण, जूठी पत्तलें उठाने और 
रथ हाँकने जसा कर्म नहीं करते | यदि कर्म घटिया साधन होता तो 
भक्ति भगीरथीमें डुबकी लगाने वाले रदास जूते सीने का काम क्यों 
करते ओर परमज्ञानी क़बीरदास चरखेके ताने-बाने में तत्वज्ञान को 
गुत्थियाँ केसे सुलभाते। यदि कमेंका त्याग गोस्वामीजी महाराजको 
होता तो चौरासी लाख योनिको 'सीयराममयोी' देखने वाले भक्त-. 
शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजी परम आत्मज्ञानी भक्त अन्तिम क्षण 
तक लोकमंगलके लिए साहित्य सृजनका कम क्‍यों करते । 
निष्पृह ऋषि, मुनि, महात्मा जो दन्द्वातीत अवस्था में पहुँचनेके 
बाद यदि लोकमंगलकी भावनासे शास्त्रोक्त कम नहीं करते । आज 
संसारकी आदश प्ररणा कहाँ से मिलती। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्रीरामजी कमंक्षेत्रमें अवतरित होकर संसारको आदर्श पितृसेवा, आदर 
मातृभक्ति, आदशे प्रजापालन, आदश मातृप्रेम, आददशे गुरुभक्ति की 
शिक्षा कसे मिलती ! भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने गीतामें अनाशक्ति योगका 
निरुपण किया | विना किसी प्रकारका अश्ििमान किये राजा जनक, 
मोरध्वज आदि ऋषि प्रवृत्ति प्रधान मार्गपर चलते हुए निरन्तर कर्म 
करते रहे। दूसरी ओर आत्माराममें रमण करने वाले जडभरत, 
वामदेव, शुकदेव आदि मुनियोंने संन्यास धमंका प्रशस्त मार्ग संसारके 
पमृन्न खज़ा था। वस्तुतः कर्म, भक्ति और ज्ञान सभी एक- दूस रेके 
पूरक हैं । 
भक्तिमागमें सरसता, विनम्रता, तन्‍्मयता, तल्‍लीनता, भावुकता 
ओर ईइवर परायणता रहती है, वे सभी उसके गुण हैं। जब कर्म 
छोड़कर उसमें प्रमाद, भाग्यवादिता और आत्महीनताके भाव आ जाते 
हैं, तो उसके दोष कह्टे जाते हैं। कर्मवादमें जो पुरुषाथ-वत्ति और 
प्रयत्नवाद की भावना है ये उप्के गुण हैं तथा भक्तिके अभावमें जब _ 
कममें अहंकार और सकामता आ जाती है, तो यह उसकी अपुणता 
हो जाती है। यही कारण है कि कोरे कर्मकाण्डी अपने निर्मम कर्म- 


(0200 


| क्वाप्ड ओर अतिशय स्वर्ग स्पृहासे वास्तविक धमंसे दूर रह गये और 
ह (पमंका तात्त्तिक रहस्य बना ही रह गया। अतः ईशोपनिषदमें कर्म, 
जात एवं उपासना तीनोंका संगम है ओर पूर्ण प्रेरणा भी विद्यमान 
है ऐसा मुझे जात पड़ा । मानव जीवनकी समग्र प्रेरणाय इन १८ मंत्रोंमें 
दृश्य हैं। प्रभु कप से यही साधकके जीवनमें उदय होकर उसका पाथेय 
. उत्कर आलोकित करनेकी क्षमता रखते हैं । 
द इस प्रकार उपनिषद्का रहस्य हमारे जीवनको सदासे एक 
प्रकाश प्रदान करता रहा। मैं सन्‍्तोंके प्रसाद स्वरूप जो प्राप्त किया, 
वह श्रीसीतारामजीके चरणोंमें समर्पित करनेका प्रयास किया ह। 
उपनिषदोंके अध्ययनसे परिज्ञान होता है कि अक्षर पुरुषकी जो पाँच 
प्रकारकी कलायें बताई गयी हैं, उनमें प्रथम कला प्राण है और _ 
उसीके द्वारा ही ऋग, यजु, साम तीन वैज्ञानिक वैेदोंका, प्रादुर्भाव 
होता है । 

पहले केवल ब्रह्म अर्थात्‌ वेद ही था, उसने विचार किया कि 
कोई नवीन वस्तु उत्पन्न की जाय, जिससे अकेला न रहूँ | इसी इच्छासे 
उसने तप और श्रम किया | स्मरण रहे कि ब्राह्मणोंमें जहाँ किसो 
नवीन वस्तु उत्पादनका प्रसद्भध आता है, वहाँ सत्र 'स ऐक्षत्‌, स . 
तपोध्तप्यत्‌” “सो5उश्राम्यत्‌” ये तीनों वाक्य प्रायः अवश्य लिखे जाते 
हैं। इसी तप और श्रमके कारण समाजको ब्राह्मणोंने एक नवीन देन 
पदेव दिया है । हमारे ऋषि कुलमें पहले तीन प्रकारकी वृत्तियाँ बताई 
न्‍ जाती थीं ! इच्छा, तप और मन प्राण, वाक ये तीन तत्व सभी में 
. श्षनुप्रविष्ट हैं। उनमें मनकी वृत्तिका नाम, तप और वाक्‌ का नाम 
श्रम है। इन्हीं वृत्तियोंको दिखाकर यह बतला दिया गया है कि किसी 
ह ही नयी वस्तुका उद्भव आत्मासे ही होता है और आत्माके सभी 
है. गे अपनी-२ वृत्ति धारणकर नयी वस्तुके प्रादुर्भावमें लगते हैं । 
'॥ थोर श्रमसे उसके ललाट में स्वेद उत्पन्न हुआ | यही प्राणसें आपकी 
अशत्तिका प्रमाण प्राप्त होता है उसीसे हमारा समग्र जीवन प्रमाणित 
*  है। यह सभी बातें उपनिषदोंमें भरे पड़े हुए हैं। द 


। ध (१६ २ »2 २४ ह ः हि 
0 रे हे के 336 5 ६4 
रे है श्‌ 4 


६5: | 


« | री हैं 20! ० 8९५ मै $ 5 «5५७ - ०७०. . कर के 
*% ? की डर 7 के रण कप & है| “का | ३ हैः ३2 मी. की है कह) श कु ९ “| * ० भ्ड पर हे !# 9 
मं 7 ८ " » “8 १ १ ह. 
१7 ५७ 0०१ + ५५ शक ईँ (9.4 ६. 2 रे 0 0 ४7० ७-२ 3०. र््टा 28३६ 
४5% ७: अल क्षैः & प्र ०. “5४ 22232 का 0 ०-2) हि ६ 
) 05 <>१ 5 2, 5:255 4 4 ६ ४ 6 ; 
छः 8 है < 9 ४ 88: ट् 
श्छ््ज् सन 9 ५ 4 न 


बज ) 


अतः उपनिषद्‌ हमारा जीव॑न प्राण है। आज हमारे जीवैनमें ' 
यदि उपनिषद्की गरिमा धारण हो जाये तो हम आत्मशक्तिसे परिपूर्ण ; 
हो जायेंगे। इसमें जो विद्वानों, महापुरंषों, साधक सन्तोंसे मैंने सुना है. 
उसीको कहनेका प्रयास क्रिया है। अतः इसमें जो ठीक है वह रामजी 4 
की निहेंतुकी कृपा है और जो त्रुटि या स्खलन है वह मेरा दोष है, 
सुधीजन उसका संभार अवश्य करेंगे। आचाये रामदेवदास शास्त्रीने 
जो इसमें शोधन कार्य किया है, वह धन्यवादके पात्र हैं। रामनाथ- 5 
दास एवं रमेशदास श्रीवेष्णवने भी प्रफ लाने, देनेका जो श्रम किया है. 
वह भी मेरे स्नेह भाजन ही हैं। शेष प्रेरक स्वामी 'रामकुमारदासजी 
महाराज कर्मवीरने जो समय-२ पर प्रोत्साहन देते रहे हैं उनका तो. 
ऋणी हूँ । श्रीसोतारामजी के चरणोंमें यह सुमन समर्पित है। शेष 
भगवतृक्ृपा । 


जगदगुरु रामानन्दाचाय स्वामी हर्याचाय॑ । 


शुभाषित 

अय॑ से हस्तो भंगवानयं मे भगवत्तर: | 
अय में विश्वभेषजोउयं शिंवाभिमंशंन: |। | 

[ऋ० स० १०।सू० ६।झरून्‍्त्र १२] 
यह मेरा हाथ भगवान्‌ हैं। अर्थात्‌ दुष्क रसे दृष्क र कारये क रमेमें 
भी समर्थ है। यह मेरा हाथ भगवानूसे भी श्रेष्ठ है। इन हाथोंसे कर्म 
करनेपंर उसका फल भगवान्‌को भी देनेके लिए विवश होना पड़ता 
। यह मेरा हाथ विश्वके सम्पूर्ण रोगोंकी औषधि और समस्त सम 
स्यथाओंका समाधान है। यह मेरा हाथ जिसको स्पद्ञोकर देता है। 
वह परम मंगलमय शुभ एवं शिवःहो जाता है । विश्वात्मा प्रभ श्रीराम 
की सेवामें यह प्रसून समापित है। क्‍ 
| मस्तिष्क अकेला रहे और हृदयको दवा दे अथवा जहं 
मस्तिष्क की प्रबलता हो वहाँ विज्ञान पेदा होता है और जहाँ मस्ति( 
के ऊपर हृदय अपनी समंस्त कोमलताओं के साथ स्पन्दित होता ॥ 

वहाँ काव्य, कला, संगीत उत्पन्न होता है और जहाँ दोनोंका सम 
होता है, वहीं धर्के भरने फट पढ़ते हैं। । 


४ & श्रीरामोविजयतेतराम + 
। अनन्त श्रीविभूषित जगदुगुरु रामानन्दाचार्य स्वामी हर्याचार्य कृत 
कि 5 हरिभाष्प्र 


४ ४५ ईशावास्पोपनिषत्‌ कह 


पर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्ण॑मुदच्यते । 
पूर्ण्य पूर्णमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 
अथाम तत्त्वं किमपि महसां राशिरोजो महीयो 
तित्यं स्तुत्यं जनिविरहितं सब्र विद्य॒ कवेद्यम्‌ । 
दिव्य हृदय हृदयसदने ध्यातमन्तर्निलीन॑, 
तान्‍्तं वोस्तः कुहकि कितवं वरत्मे शान्‍्तं नयेत्‌ ॥ १ ॥ 
याभ्यां हीन॑ त्यजति नितरां स्वस्वरूपं प्रसिद्ध, 
ब्रह्माध्यातं जगति सतत मुक्तये मुक्तिकामः । 
नाथ: कालेमनसि नितरां ज्ञानसंनुत्तये वा, 
ते मां नित्यं परिरमयतां रेतिमेत्यक्षरे द्व ॥.२॥ 


नि:श्रेयसााय संरसाय रसाय राय, 
रामाय विश्वरमणाय रणागमाय + 
सीताप्रियाय च. तदीयमनोहराय, 

... हाराय सर्वमहसां च नमोस्तु नित्यम्‌ ॥ रे ॥। 

। क्व॒ श्री--श्रुतिक्षितिजवणक मूढभावो, 

| विद्व॒त्प्रकाण्डकमनीय मनी षयाप्य | ३ 
क्वेय£). ममास्ति विभवा मतिराप्रशस्या, कर 
हस्ताश्रयं _विदधतां विबुधा  अमुष्य ॥ ४॥ 
धूर्वाचार्यान्नमस्कृत्म भत्तिज्ञाना्थ सिद्धयें। . . | 
ईशोपनिषत्तत्वस्य  हरिभाष्यं . करोम्यहम्‌ | ५ ॥॥ | 


* ४ कक डर 


“ 


है पे | ) हरिभाष्य प्र८७म6 


दीघेतमा ऋषिः, भाध्मा देवता, अनुष्टुपूछन्द:, धवतः स्वर: । 
ईशावास्पमिदय सर्व यत्किव जगत्यां जगत्‌ । 
तेन॑ त्यक्तेन भुञ्जीया मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ || १॥। 
0 ( ईश० १) 
द  अन्वयाथ- 
जगत्याम्‌ ८ जगत्‌ में, अर्थात्‌ सम्पुर्ण सृष्टि में यत्किसच्र -जो 
कुछ भी, जगत्‌- चराचर पदार्थ हैं, इदं सव॑म्‌-यह सब ईशावास्यमृ- 
ईदवर से आच्छादन करने योग्य ( व्याप्त होने योग्य ) है । अर्थात्‌ 
परमात्मा से आच्छादित एवं अनुस्यृत है। तैन त्येक्तेन - उसका त्याग 
पूवंक समरपित भाव से अर्थात्‌ अनाशरक्ति भाव से, भुड्जीथा:-- उपभोग 
करो । कस्यस्विद्धनम्‌ ८ किसी के धन को, स्वत्व को अथवा वस्तु 
को, मा गृधः--मत छीनो तथा उसको अभिलाषा, आकांक्षा अथवा 
लिप्सा मंत करो ॥ 
भाष्य- _ 
मा गृधः-- गृधू अभिकांक्षायाम्‌र धातु से गृधः शब्द की 
निष्पत्ति होती है । इसका तात्पये है कि किसी के वभव को देखकर 
लालच न करो । धन क़स्यस्वित्‌ ? यह समृद्धि किसकी है ? अर्थात्‌ 
किसी की नहींहै | सम्पति सब रघुपति के आही । देखो! कितने बलवान्‌, 
शक्तिमान्‌ इस संसार में आये पर मेरा-मेरा कहते और इसका उप- 
भोग क़रते हुये चले गये, परन्तु इस संसार की समृद्धि वसे की वंसी 
बनी हुई है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस सभी समृद्धि का वास्तविक 
प्रभु मात्र परमात्मा है । इस दृश्यमान जगत्‌ का स्वामी ईइ्वयर है ' 
जगत शब्द गम्ल गतो धातु से निष्पन्न होता है । इसका अर्थ 
होता है परिवर्तित होना । गंच्छतीति “जगत्‌” जो शाश्वत गतिमान्‌ 
है! उसे जगंत्‌ कहते हैं । अतः समग्र ब्रह्माण्ड गतिशील होने के कारण 
जगत है । इस प्रस॒द्भ में जगत्‌ शब्द का तांत्परय संसार' में विद्यमात 
समस्त चराचर पदार्थ ग्रहण करना चाहिये | 


प्र०भे० ईशोपनिषद्‌ (0 0) 


उपयु क्त मन्त्र में इच्छा के अंथ्थ में गृध शब्द का प्रयोग किया 
गया है । जिसका भाव इप्त प्रकार है--'गृप्न:' अर्थात्‌ जैसे गिद्ध लोभ 
से प्रभावित होकर छोीज्ञा-झपटी करता है, उसी प्रकार हम क्िसी के 
धन वेभव अथवा क़िसी अन्य वस्तु को लालच एवं अनधिकार चेष्टा 
हारा छीनने का प्रयास न करे, क्योंकि इस संसार का समग्र वेभव 
किसी का नहीं है | ये समस्त सांसारिक पदार्थ मात्र ईइवर के हैं । 
हमें उसमें अनासक्ति पूर्वक मात्र उपयोग करने का अधिकार मिला है। 
वेदों में दूसरे के वंभव का आहरण करने वाली प्रवृत्ति को 
'गुक्नवृति के नाम से कहा गया है। गध धातु से हो गृध्न शब्द 
बनता हैं । 
ईशावास्पमिद सर्व यत्किः्व॒ जगत्यां जगत । 
प्रस्तुत मन्त्र में ब्रह्मतत्व की उत्कृष्ट शिक्षा बतायी गयी है 
इसमें एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पयं है-ईश्वर 
एक है ओर वह सम्पूर्ण सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है. । इस मन्त्र 
में विशिष्टाह्ताभिमत तत्वत्रय का प्रतिपादन किया गया है। इदं 
सवेम्‌ -से अर्थात्‌ प्रकृति का प्रतिपादन किया गया है तथा भुञ्जीथ।: 
कौर मा गृधः-इस दो क्रियापद से क्रिया का कर्त्ता का जीव का 
प्रतिपादन किया गया है । ईशा इस शब्द से ईश्वर , का प्रतिपादन 
किया गया है । इसे प्रकार का परम पिता-परमात्मा ही हमारा एक 
भात्न पूज्य तथा इष्टदेव है, अन्‍य कोई नहीं है । द 
ईएवर की स्व ब्यापक्रता तथा उसके द्वारा ही इध समस्त 
संत्तार के आवृत क़िये जाने का प्रमाण वैदोंमें स्थान-स्थान पर वर्णित 
है| पुरुष सूक्त के मन्त्रों में वह द्रष्टव्य है, जो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। 
सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष/ सहस्रपात । 
स भूमि सवंतःस्पृत्वातत्यतिष्ठद्दशाइगुलम ॥। 
( यजु० ३१/१ ) 
... वह परम पुरुष हजारों शिर, हजारों नेत्न तथा हजारों पर 
ताला है तथा वह इस समग्र भूमि को; ब्रह्माण्ड को सब ओर से घेरकर 


0) हरिभाष्य 835: /3 


दर्श अंगुल के आकार वाले हृदय में अथवा ब्रह्माण्ड के अन्दर और , 


बाहर भो स्थित है । 


पुरुष शब्द क्री निरुक्ति इस प्रकार से निष्पन्न होती हैं-पुरि 


ब्रह्माण्ड शरीरे वा शेते इति 'पुरुषः । ; 
ब्रह्माण्ड अथवा शरीर रूपी पुर या नगर में जो शयन करता 
है वह आत्मा या रामजी पुरुष कहे जाते हैं । क्योंकि रमन्तेयोमिनो 


यस्मिन, इस जगत में जो पूर्ण है अथवा जिसने अपनी सब व्यापकता _ 


से इस जगत को पु्ण कर रखा है उसे पुरुष कहते हैं । 

ईदवर में सभी प्राणियों के असंख्य शिर, हाथ, पर स्थित है, 
अतः उसको 'सहसखेशीर्षा सहस्नाक्ष, सहस्रपात्‌ कहते हैं | दशा- 
डः गुल' शब्द हृदय, ब्रह्माण्ट अथवा शरीर को कहा जाता है । 
अडझू गुलि शब्द अज्भ अथवा शरीर के अवथवों का वाचक है । पांच 
स्थल भूत और पांच सुक्ष्म तत्व मिलकर जगत्‌ के १० अवयव या 
अज्ध होते हैं ॥ इसीलिए ब्रह्माण्ड को दशांगुल कहा जाता हूँ । पञ"्च 
प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा जीवात्मा ये सब मिलकर 
शरीर के १० अवयव होते हैं। अतः शरीर दशांगुल कहा जाता है। 


यह समग्र संधार ब्रह्म का स्वरूप कहा गया गया हैं। जगत्‌ 


सर्व शरीरं ते, ईश्वर प्रत्येक कण-कण एवं क्षण-क्षण में विद्यमान है 
और सबका नियमन भी वही करता है । अतः सब नियन्ता के रूप 
में उसका वर्णन वेदों में किया गया है । 
ईश्वर: सर्वभुतानां हद शेज्जुन तिष्ठति । 
जस्रामयन्‌ स्वध्ुतानि यन्त्रारूहानि मायथा ॥+ गोता ॥। 
वह ईश्वर सबके हृदय में अवस्थित हो अपनी अचिन्त्य 


शक्ति माया द्वारा सभी प्राणियों को क़ठपुतली को भाँति ग्रसित 


किये रहता है । . क्‍ 
पुरुषएवेद सर्व यद्भुतं यक्च भाव्यम्‌ । 
उत|मृतत्वस्येशानों यदस्नेनातिरोहति ॥ यज्जु० ३१२ 
भर्थातू-परुष एवं इदं सर्वमू, यह वाक्य अत्यन्त महत्व 


स्थावित करता है । इसका अर्थ है कि भूत भविष्य और वर्तमान 


(7 ः 
पर 
ईः 
हद 


प्र०म० ईशोपनिषद्‌ ( ५ ) 


में जो था, जो होगा तथा जो कुछ विद्यमान है वह सब वही पुरुष 
ही है | वही पुरुष इस जीवात्मा का भी स्वामी है | जी भन्न के 
माहचर्य से इस शरीर में भ्तिरोहित होता है, बढ़ता या उन्नति करता 
है । उत्त अमृतत्वस्य ईश्वरः वह उस अमृतत्व का भी ईश्वर है जो 
भ्त्य के साथ रहता है | परमात्मा उस जीवात्मा का स्वामी हैं जो 
अपने से भिन्न मरणधर्मा शरीर के साथ रहता है । यजुरव॑द में इंसका 
पूर्ण प्रतिपादन किया गया है । ( अन्नेन अतिरोंहति ) मंत्र के साथ 
धरीर बढ़ता रहता है और भन्नकै द्वारा ही यह शरीर पोषित है । 
उपी से शरोर का संवर्धन होता हैं । अतः अन्न के साथ ऑध्मा के 
प्रोन्नति की बात कही गयी है | ( यद्‌ भूत यत्‌ च भाव्यम्‌ ) भूत 
भ्विष्य एवं वर्तमान में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है (पुरुष: एंव दर्द 
सम) वह सब मात्र पुरुष ही है। (सर्वाः भूतानि अस्य॑ पांदः) प्राणणि 
मात्र उंस पुरुष. का १ पाद या 9 अंश हैं | यह समस्त चराचर 
सृष्टि उसके केवल एक पाद, १ अंश से उत्पन्न हुई है। (अस्य त्रिपाद्‌ 
दिवि अमृतम्‌) इसके तीन पाद यु लोकमें अपने अमृत रूपमें स्थित 
हैं। जिसे त्रिपादविभूति कहते हैं | मुण्डकोपनिषद्‌ में इसका और स्पष्ट 
रूप में वणेन किया गंया है । 
ब्रह्म॑ वेदममृत पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण | 
अधश्चोध्व॑ च॒प्रसुतं॑ ब्रह्म वेद विश्वमिद वरिष्ठम्‌ ।॥। 
(मुप्डक २/२।११) 
अर्थ-(इदं अमृतं ब्रह्म एव) यह छभी: पदार्थ अमृत ब्रह्म ही 
हैं । (पुरस्ताद्‌ ब्रह्म) समक्ष ब्रह्म (पश्चादं ब्रह्म) पीछे ब्रह्म । दक्षिणतः) 
दाँयी ओर (चं उत्तरेंग) और बाँयी ओर (अधः च ऊध्व॑ चं) नीचे 
ऊपर भी ब्रह्म ही (प्रसुतम्‌) फंला हुआ हे । (ईद विश्व) यह समस्त 
विश्व (इद वरिष्ठप्त ब्रह्म एवं) यह श्रेष्ठ ब्रह्म ही हूँ । इस प्रकार 
गू, यजुः अथर्वादि बैदों में सबंत्र ब्रह्म को महिमा का वणन किया 
गया है कि सवत्र ब्रह्म की ही सत्ता है. अन्य की नहीं । 
एतावानस्थमहिमाउतों.. ज्यायॉश्वच पुरुषः । 
पादोह्स्य विश्वा भुतानिं त्रिपादस्यामृत्तं विबि ।।(यजु० ३१/३) 
(ऋगू० १०/६०/३) 


( पर ) हरिभाष्य प्र०म७० 


एतावान्‌ अस्य महिमा यह समस्त ब्रह्माण्ड उसकी महिमा 


है । इस संसार के दर्शन से मात्र उसकी महिमा का बोध होता है। 
वह पुरुष तो इससे अधिक महान ओर श्रेष्ठ है । समस्त जड़ चेतन 
जगत केवल उसका १ पाद अथवा एक अंश है | उसके तीन पाद 
चलोक सें अपने अमृत स्वरूप में स्थित हैं। उस महान्‌ पुरुष के मात्र 
एक अन्श से यह समस्त सांसारिक सृष्टि एवं पदार्थ परिवतित होते 
रहते हैं। परन्तु वह पूर्ण पुरुष अपने स्वरूप में सदंव अविकारी 
(अपरिवतंनीय) रूपमें ध्रुव होकर स्थिर रहता है-पूर्णस्य पुणणंमादाय 
बर्णणेवावशिष्यते-उसकी सर्व व्यापकता का वर्णन श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
में क्रिया गया है-- 

सुक्ष्मातिसुक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य खस्रष्टा रमनेकरूपम्‌ | 


विश्वस्यकं परिवेष्टितारं ज्ञाप्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति || 
(एवेत० ४/१४) 


क़लिलस्यमध्ये - संसार के मध्य में स्थित अर्थात्‌ उसमें ओत- 
श्रोत सूक्ष्मातिसुक्षम विविध रूप वाले इस विश्व को उत्पन्न क़रने वाले 
अथवा आच्छादित कर्त्ता परममुद मंगलकारी प्रभु को जानकर जीव 
परम शान्ति अथवा भक्ति को प्राप्त कर लेता है-- 


सवंतः पाणिपादं॑ तत्सवंतोउक्षिशिरोमुखम । 
सवत:ः श्रुतिमललोके सर्वभावत्य तिष्ठति । गीता १३/१३ 


वह परम पुरुष ससार में सभी ओर से हाथ, पर, शिर, नेत्र 
मुख, कान वाला है | समग्र विश्व को सब ओर से परिवेष्टित करके 
स्वयं स्थिर है | उप्त ईश्वर का सर्व रूपत्व, सर्वे व्यापकत्व, सर्वेज्ञत्व 
एवं सवस्व॒ धारण शक्ति अपूर्व संयोग है । 


गया है-- 
पुरश्चक्र द्विदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । 


पुर: स॒ पक्षोभुत्वा पुरः पुरुष आविशद्‌ ।। 
स॒ वा अय॑ पुरुषः सर्वासु पुषुं पुरिशयो नेतेन । 
किचन नावत॑ नतेन किचनासंवतम्‌ ।। बृहृद० २/५/१०९ 


इस विषय क्रा सम्यक्‌ प्रतिपादन वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में किया 


अण्मु० ईशोपनिषद्‌ ( ७) 
हिपदः पुर: चक्र >परमात्मा ने दो पर वाले शरीर बनाये, 
चतुष्पदः पुर: चक्च - चार पर वाले शरीर बनाये । स पुरुषः 
चह परम पुरुष व्यापक होकर पुरः पुरुषः 
पुरुष रूपसे प्रविष्ट हो गया। स ब॑ अथं पुरुष: - निश्चय ही वह पुरुष 
सर्वासु पूषुं - सभी शरीरों में, पुरिशय: ) पुरिशय भर्थात्‌ व्याप्त या 
स्थित हें। पुरि शेते इंति पुरिशयः सन्‌ यः पुरुष उच्यते जो शरीर रूपी 
पुरी (नगरी) में शयन करता ह वह पुरिमें शमन करने वाला पुरुष 
कहा जाता हुं १ 
एतेन न किचन अनावृतम्‌ - इससे कुछ भी अनाव॒त नहीं है। 
न एतेन किचन असंवृतम्‌ -और न इससे कुछ भो अव्याप्त है अर्थात्‌ 
समस्त प्राणियों को उत्त्पन्न करने वाला यह परमात्मा समस्त चराचर 
सुष्टि को चारों भोरसे आच्छादित किये हुए हैं और भअन्‍्तर्थामी रूपसे 
सबमें व्याप्त है ॥ 


पक्षी भरत्बा <- 
आविशत्‌ - प्रत्येक शरीर में 


“पुरुष: 
पुरुष शब्द का निवचन निरुक्तमें विविध प्रकार से क्रिया गया 
है-पुरुषः, पुरिषाद:, पुरिशयः, पुरयतेर्वा । पुरयत्यन्तरित्यन्तरपुरष- 
सशिप्रेत्य ॥ निरुक्त २/१|३ द 
यस्मात परं नापरभस्ति किच्चिद्‌ यस्माञ्नाणीयो न ज्यायोडस्ति किच्चित्‌ । 
चक्ष इब स्तव्धो दिवि तिष्ठस्येकस्तेनेद॑ पूर्ण पुरुषंण सर्वंम्‌ ॥ 
| द (इबेत० ३/४) 
(क) पुदि सीदति इति पुर्थाद:। जीवात्मा शरीर रूपी पुरी 
में निवास करता हे / अत्तः पुरिषाद अथवा पुरिष था पुरुष कहा जाता है | 
(ख) पुरि शेते इति पुरुष:-शरीर रूपी पुरी में शयन करने 
के कारण आत्मा त्था परमात्मा को पुरिशय अथवा पुरुष कहा जाता है। 
(म) पूस्यति अन्तःकरणं स्तेहेन इति पुरुषः श्रीराम: निगदते 
अर्थात्‌ अन्तर्यामी रूपसे सम्पूर्ण संसार को प्रेम से परिपूर्ण कर देने' 
वाले भगवान्‌ श्रीराम ही पुरुष के रूपमें कहे जाते हैं। पृरणाथक (वउ 
से भी पुरुष घान्द की निष्पत्ति होती है. जिसका तात्पय हैं पालन 


५ 


है ह ) हेरिभाष्य ! न० भक | 


जाजन को पूर्ति करना तथा व्यापक भी भर्थ होता हैं। उपयुक्त घात्वथ्थ 


से भो राम विशिष्ट तत्व की ही प्िद्धि होती है । क्योंकि पालन का 
कार्य रामजी ने ही सम्पादन किया है । 


इस शब्द की पुष्टिमें यास्काचार्यजी ने श्वेताइवतर उपनिषद 
का भी प्रमाण दिया है । जिसका अर्थ इस प्रकार है । 
यस्मात्‌ परम अपरं किच्चित्‌ं न अस्ति--जिससे अधिक श्रेष्ठ 
कुछ भी नहीं है ॥ यस्मात्‌ न् अणीयः न ज्याय! किच्चित अस्ति 
जिससे अधिक सूक्ष्म अथवा स्थूल कुछ भी नहीं है । एक: दिवि वक्ष 
इव स्तब्धघः तिष्ठति-जो एक मात्र है तथा स्व प्रकाश रूप में वक्ष 
को भाँति अचल, होकर स्थिर है। तेन पुरुषेण इद सर्व पृर्णेम्‌ -प्रम 
पुरुष द्वारा यह समग्र संसार पूर्ण या व्याप्त है | 
. २-वह॒दा रण्यक उपनिषंद्में पुरुष शब्द का निर्वेचन इस प्रकार 
से किया गया है-- 
स यत्‌ पूर्वोष्स्मात्‌ स्वस्मात सर्वान पाप्मन ओषत्तस्मात्‌ पुरुष 
ओषति ह के स त॑ योध्स्मात्पुर्वो बुभुषति य एवं बेद ।। वृहद्‌ ० १।४।१ 
मन्त्राथ-यतः स: अस्मात्त सर्वेस्मात्‌ पू्वे: - सर्वान्‌ पाष्मन- औषतठ 
क्योंकि उसने सर्व प्रथम किये गये समस्त पापों को जला दिया हैं। पुर 
35९ 35प भी होता है । ये. एवं बेद -जो ऐसा जानता है । ह बै- 
निश्चय: ही, स तम्‌ ओषत्ति--वह उसको जला देता है । यः अस्मात 
पूर्व: बृभुषति- जो इससे श्रेष्ठ होना चाहता है। भर्थात्‌ प॒वे पापों को 
जलाने वाला पुरुष कहा जाता है । अन्तिम वाक्य प्रशंसामें कहा गया 
है । जिम्का अर्थ है अपने पूव॑ में किये गये पापों को जो जला दे वह 
परत श्रेष्ठ पुरुष है । उससे श्रेष्ठ कोई गहीं हो: सकता: है । 
३-अग्रग़मनार्थक । पुरधातु से कृषन प्रत्यय करने पर पुरुष शब्द 
को निष्पत्ति होती है. । 3एति उन्नति पथि, गचुछति गंमंयति वा इति | 
पुरुष:-ज़ो, उन्नति मारे: पर पलकर लोगों को प्रेरणा देता है वह पुरुष 
मात्र श्रीरामावतार, ही. है । अपने चरित्ने के द्वारा जो समग्र ससार 
की शिक्षा दिये हैं। क्योंकि पुरुष क। नह पुरुषार्थ प्रशंसाके योग्य होताहै। 


द्रृ०भ० ईशोपनिषद्‌ ( रद ) 


क्‍ तेन व्यक्तेन भुझजीथाः-प्रस्तुत मन्त्र भांग में समग्र संप्तारके 
थ्राणि मात्त के लिए बहुत्त बड़ी शिक्षा दी गयी है और स्पंष्ट रूपसे 
कहा गया है कि इस संसार में सबसे बड़ा दुःख आस क्ति ही है। अंतः 
किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए । आसक्ति होने ' 
पर उसे प्राप्त करने के सभी उपाय करने पड़ते हैं और उत्तकी पूर्ति 
न होने पर दुख अथवा अपराध हिन्सा आदि पाप भी अवश्य होते 
हैं। अतः किसी के ऐश्वयं को देखकर लालच नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि यह सम्पुर्ण जगत्‌ श्रीरामजी से अभिव्याध्त है । “ईदाते८- 
अनुशास्ति ,इति ईश: श्रीरामः, 'तेन वास्यम्‌ व्याप्पम्‌ । सा गृधः 
कस्पस्विद्धनम्‌” संसार की सभी वस्तुएं परमात्मा की ही हैं । वे मांत् 
मानव के त्याग भाव से ही भोग्य हैं ॥ | 
व्याग भाव से भोग का तात्पय है कि जीवन के भोगों के:प्रति क्‍ 
मनोरथ कम किये जायें । साथ ही मनुष्य अपने जीवन से क॒तृ स्वा- 
झिमान का सबंथा त्याग करे । संसार के भोगों को अपना समझकर 
उपभोग न करे | वह यह समझे कि ये समस्त पदाथ परमात्मा के _ 
हैं मैं तो मात्र एक उनका उपकरण हूं। ऐसा करने से जीब की आर्सक्ति 
कम होगी एवं भोग पदार्थ छूटने पर दुःख से वह नहीं बंधगा । इस 
प्रकार उत्तका मंगल ही होगा । यंद्यपि जीवन को यह बहुत बड़ी 
साधना है । कहना सरल है करना अत्यन्त दुष्कर है,परन्तु (जिस किसी 
के जीवन में यह बात आ जाये तो उसका इस जन्म मृत्यु इुप संसार- 
सागर से बेड़ा पार है । द 


“पेन त्यक्तेन भुझजोथा:” का महापुरुषों ने ओर भी भाव 
लिखे हैं | भगवत्‌ कृपा से जो प्राप्त हो गया है अथवा होता है उतने 
ही संतोष करो । जीवन यापन मात्न उपयोगि वस्तुओं को ग्रहण कुर 
शेष का दान कर दो, क्योंकि इन्न भोगों से तृप्ति कभी भी नहीं होती 
है । अधिक रहने पर प्रपथञच ही जीवन में अधिक आयेगा । अतः 
 भोगों का उपभोग त्यागपूर्वक होना चाहिये। हम उतना ही आहार लें 
जितने में भगवद्भजन का संम्पादन हो सके अधिक नहीं | 


0 क्‍ हरिभाष्य ड द 


"तेन त्यक्तैन भुञ्जीथाः” का तात्परय यह भी हैं कि दूसरे 


का घर उजाड़कर अपना घर बसाना, अथवा किसी का. गला काटकर 


स्वयं भोगों का उपभोग करना न्यायोचित कदाषि नहीं है ॥ अथवा 
दान पुवक उपभोग करना उचित कहा गया है । ऋग्वेद में इसका 


उत्कृष्ट वर्णन किया गया है 
उतो रथिः पृणतो नोपदस्य॒त्युतापणनुमडितारं न बिन्दते । 
ऋग्‌ू० १०११ १७॥१ 


अर्थात्‌ दान देने से कभी भी अभाव नहीं होता अपितु और 


अधिक बढ़ता ही है । दान आदि न करने से सम्पत्ति क्षीणता को 
प्राप्त होती रहती है । इस मन्त्र ढ्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद 
भगवान्‌ ने मानव मात्र को पलायनवादी नहीं, कर्मठता की ओर प्रेरित 


किया है । संसार से विमुख हो जाना कम से विमुख होना है। संसार 


की सभी वस्तुओं का न्‍्यायोचित उपभोग त्याग भाब से करने का 
उपदेश किया गया है। चिदर्चिदीश्वर रूप जगत्‌ में धर्म कर्म परायण 
होकर, अनासक्ति पृवक उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करे एवं अपने 
को समृद्धशाली बनावे वह धर्म है । 
“यतोष्भ्युदयेनिश्व यःसद्धिः स धर्मः”' 

जिससे मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास या कल्थाण, 
सफलता, वंभव तथा मोक्ष प्राप्त हो वह धर्म कहा गया है । हमारा 
वंदिक वाडःमय कभी भी पलायनवादी नहीं रहा है, प्रत्युत्‌ जीवन 
की वास्तविकताओं तथा आधार भूत आवश्यकताओं (०व॑ आकांक्षाओं 
को पूर्ण करने वाला सच्चा मार्ग है । 


मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनमू-उपनिषद्‌ का यह मन्त्र बड़ा सहेतुक 
है । आज का समय बड़ा भयावह है । एक दूसरे क्रा धन गौरव मनु 
देख ,नहीं सकता है । उसके मनमें एक प्रकार का उदवेग या ईर्ष्या । 
होने लगती है । उससे लेने के लिए या छीनने के लिए मनुष्य ठ्यम 


हो जाता है | श्रुति भंगंवती उसका अवरोध करती है कि ऐतपा किसी 
भी अवस्था में नहीं करना चाहिये | मा गृधधः- अधिक की इच्धीं 


| 


प्र०म० ईशोपनिषद्‌ । (११३४) 


करो । “स्विदिति वितकों । धन कस्य? न कस्यापि | यदिधन कस्यापि न 
भ्वति । स्व त्यत्वववेतोगमनं भवति जीवारनां तहि गर्धाया नास्ति 
/ प्रयोजनम्‌” (भगवदाचाये यजुर्वेद भाष्य) 
इस संसार की समृद्धि किसी की भी नहीं है । जब यह किसी 
की नहीं है, तो इसका उपभोग त्याग पूवंक ही होना चाहिये । जब 
त्याग पुवंक समृद्धि का उपभोग होगा तो अभिकांक्षा हड़पने की नहीं 
होगी । अस्तु हम यदि वेद के अनुसार दूसरे की वस्तु की अभिलाषा 
न करें तो परस्पर टकराव नहीं होगा और निरथंक संघष भी नहीं 
होगा | यह मात्र व्यक्ति पर ही लागू नहीं होता,बल्कि यह तो सम्पूर्ण 
देश के लिए, समाज के लिए भी पूर्ण लागू होता है। इस प्रकार इस 
मन्त्र में जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि एवं प्रेमपृवंक जीने की अद्भुत 
कला निहित हैं, जो मानव जीवन को उजागर करती है। यदि मानव 
के जीवन में सात्विक गुणों का आचरण विद्यमान है जसे दया, करुणा, 
प्रेम आदि, अन्याय या बलपुवंक किसी दूसरे को वस्तु या ऐश्वय से 
आकृष्ट होकर उसको छीनने-झपटने में अपने अधिकार में लेने की 
अभिलाषा नहीं करते तो मुझे बहुत बड़ी आत्मशान्ति का अनुभव होता है। 
अतः मानव को यह सदैव विचार करना चाहिए कि मेरे साथ 
अनाचरण होने पर ज॑से मुझे कष्ट होता है, उसी प्रकार मैं यदि दूसरों 
के साथ कोई अनाचरण करता हूं तो उसी प्रकार वह भी क्षुभित होता 
होगा, यह विचार करना चाहिये । 
श्रुयतां धमंसवंस्व॑ श्रुत्वा चाप्यवधायताम्‌ । 
आत्मन:प्रतिकूलानि परेष।न्न समाचरेत्‌ ॥ महाभारत 
धर्मांचरण श्रवणकर धारण भी करो | जो आचरण अपने को 
अरुचिकर हो वह दूसरे के साथ भी मत करो । जो अन्याय पूर्वक 
सम्पत्ति अजित करने में दूसरों को दुःख देने में, उनका शोषण करने 
में संलग्न रहते हैं, उनके लिए गीता भगवती अनुग्रह करती है- 
क्राममाश्रित्य दुष्पुरं वम्ममानमदान्विता: | | 305 
मोहाद गहोत्वा सद॒ग्राहान्‌ प्रवतन्ते5शुचित्रता: ।। (गी० १६१०) 


पर) हरिभाष्य..' ० में | 


। | 
अर्थात्‌ दम्भ, अहंकार एवं मद से संयुक्त जन कभी भी 


शान्त होने वाली कामनाओं का आश्रय ग्रहणकर दी नशा मिथ्या 
सिद्धान्तों को अपनाकर दूषित आचरणों से प्रभावित होकर संसार द 
व्यवहार करते रहते हैं तथा असत््‌ पथगामी भी वही लोग होते हे | 
एवं मरण पयनन्‍्त रहने वाली चिन्ताओं को ही स्थान द देकर काम जनित 
सांसारिक विषयोंमें लिप्त लोग उसी को शाइवत आनन्द मान बठते हैं। | 

चिन्तासपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाभितः । 

कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता: || गी० १६।११ 

जीवन की अनेक आशाकों के पाँस से बँधे हुए प्राणी अनेक 

काम, क्रोध आदि से ग्रस्त अपनी कामनाओं की पूतिमें संलग्त अनेक 
अधमम एवं अन्यायसे उपाजित संपत्ति को .संचित करने की चेष्टा सदैव 
किया करते हैं । 


जोव का लोभ उत्तरीत्तर बढ़ता : ही रहता है वह कभी भी 
हप्त नहीं होता है और जब तक मनमें संतोष न 


हीं आता तब तक 
मन सचय के लिए भाग दौड़ करता रहता है, तभी तक वह अशान्त 


एव अपृर्शता का देशंन करता रहता है। संतोष आने पर शान्ति मिल 
जाती है | गीता भगवती अनुग्रह करती हैं-- 
इद्मद्यमया लब्धमिम्त प्राप्स्ये 
इदमस्तीदमपि में भ्रविष्यत्ति 
मेरे द्वारा यह प्राप्त कर लि 
पृर्ण कर लगा। मेरे पास इतना ध 
जायगा । यह क्षत्त मैं भार दिया 


मनोरथम । 

पनधनम्‌ ॥ गोता १६१३ 
ता गया, इस अ्लिलाषा को कल 
गे है, भागे ओर इतना अधिक हो 
४४ । और कल अन्य दूसरों को मारूगा। | 
प्र स्वय ईश्वर हूं । भ्ेरे हो भोग के लिए संसारमें यह सब कुछ है। | 
में हो सभी सिद्धियों का धनी हूं । मैं हो पलवान हूं तथा ससार में । 
मेरे बराबर सुखी भनन्‍य कोई नहीं है । 

ग्राहुयी5प्रिजनवानत्मि कोध्न्योईह्ति सदशो मया | 


हमें दास्‍्याप्ति मोदिष्य इत्यज्ञान- विभोहिता: ॥ गोता १६४१४ | 


ध्र०मं० ईशोपनिषद्‌ ( १३ ] 


अतः यह गीत्ता मन्त्र परम विज्ञारणीय है कि हमारा जीवन 
किस प्रकार का हो और कसा होना चाहिये, साधारण्येनेव भगवती 
सर्वेषां हितं॑ क्रामयमाना श्रुति: सर्वानेवोपदिशति मुमुक्ष्वपेक्ष या बुभुक्षुभ्य 
एवायमुपदेशों विशेषतों हितकरः । (स्वामी भगवदाचार्य ई०उ०भा०) 
साधारण रूपमें श्रुति भगवत्ती सभी के कल्याण के लिये उपदेश करती 
है | मुमुक्षु की अपेक्षा बुभुक्षु के लिए यह उपदेश विशेष हितकर है । 
गीता आदि का यही तात्पय है कि हमारे मनमें सभी प्राणियों 
के प्रति दया, प्रम होना चाहिये | यह संस्रार की समृद्धि किसी को 
. नहीं है, इस सब का अध्यक्ष स्वय ईश्वर है, अतः इसका उपभोग 
अनासक्तिपुर्वक होना चाहिए | यदि मेरे मनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मात्सयं आदि से उत्पन्न अन्याय और लालच द्वारा धन संचय ही काय 
रहा तो हमारा मंगल नहीं हो सकता है क्योंकि काम लोलुप इन्द्रियाँ 
कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती. हैं । 
अतः हमें किसी असहाय व्यक्तियों का शोषण किसी भी अवस्था 
में नहीं करना चाहिए । हमें अपने जीवन में मूलभूत परिवततेन करके 
अपने जीवन को वबेदिक शिक्षा के अनुरूप निर्माण करने का प्रयत्न 
सदेव करते रहना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा जीवन सुख एवं समृद्धि- 
मय बन सके | हृदय में जब सभी के प्रति मंगल कामनाय होगी तो. 
हमारा जीवन दूसरे का दुःख दूर करने के लिए प्रयत्नशील होगा । 
न त्वहं कामये राज्य न स्वर्ग नापुनभंवम्‌ । 
कामये दुःख-तप्तानां प्राणिनामातिनाशनम ।॥ 
अर्थात्‌ मैं न राज्य चाहता हूं, नः स्वंगे और न मोक्ष । मैं 
मात्र संतप्त प्राणियों के दुःख के नाश की कामना करता हूं । सभी 
सुखी हों, सभी नीरोग हों; सब लोग प्रंगल का दर्शन कर, सभी सुख 
पूवंक जीवन यापन करें, यही हमारे वैदों की सर्देव शुभकामना है । 
वेज्ञानिक दृष्टिसि भी विचार करने पर बेद मन्‍्त्रों का तात्पय, 
पूर्ण सहेतुक है । आज बहुत लोगों का विच्चार हैं. कि वेद तो अनेकेश्व र 
वादी हैं | वेदों ने विभिन्न देवताओं को ईश्वर की मान्यता' दी है 


( १९७ ) हरिभाष्य . प्र०्मण 


क्योंकि वेदोंमें भिन्न-भिन्न देवी देवताओं की स्तुतियाँ प्राप्त होती हैं। 
परमात्म--विषयक ज्ञान या उपासना की चर्चा तो कहीं भी नहीं 
की गयी, पर यदि शान्‍्त मस्तिष्क से विचार किया जाये तो यह वात 
पूर्ण रूपसे निराधार है । वेदोंमें ऐसे अनेक मन्त्र विद्यमान हैं; जो एक. 
ही ईश्वर का प्रतिपादन करते है । क्‍ 
ऋतचो अक्षरे परसे व्योमन यस्सिन देवा अधिविश्वे निषेदः । 
यस्तन्नवेद क्िमुचा करिष्यति, य इत्तद्िदुस्त इसे समासते | 
द (ऋग्‌०सम० १/अ०३२। (६४। ३७) 
अर्थात्‌ जो कचाके प्रतिपाद्य अक्षर परमाकाश रूप परब्रह्म,जिसमें 
समस्त देवता निवास करते हैं, को नहीं जानता, वह वेद की ऋचा 
से क्या कर सकेगा ? उप्का वेदिक ज्ञान निस्सार है । जो उसको 
जानता हैं वह अमृत अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर लेता हैं । वेदोंमें परमात्मा 
परब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं माना जाता है । परब्रह्म को मन 
ढारा नहीं पकड़ा जा सकता यह सत्य है, पर विचार करें तो सम्पुर्ण 
जगत्‌ भी तो उरत्रह्म से भिन्न नहों है | मन न लगाना भी परमात्मा 
में मन लगाना ही क़हा जायेगा, क्‍योंकि कोई भी पदार्थ परब्रह्म से 
भिन्न नहों है । अतः प्रथम मन्त्रमें ईशावास्यमिद सर्वे कहा गया हैं। 
इसी आशय से वैेदोंमें विश्निन्न देवी देवताओं की उपासना वैेदोंमें की 
गयी हैं। गोस्वाप्तोजी कहते हैं--सियाराममय सब जग जानी । कर 
श्रनाम जोरि जुग पानी ।। भक्तों की भाँखों में सर्वेत्न उनके भगवान्‌ 
ही दृष्टिगोचर होते” हैं । उनसे अतिरिक्त संसारमें कुछ भी नहीं है। 


अत: चेतन भक्त ही नहीं जड़ वृक्ष भी सभी के प्रति ईश्वर बुद्धि होकर 
मस्तक झूुकाते हैं । । 2 2 


की या उलूखल, मूसल भादि की स्तुति क्वी है वह सम्पूर्ण स्तुति उस , 
परब्रह्म सत्ता की. ही है, यह निरक्त आदि में पूर्ण स्पष्ट कर दिया 


द्विण्म० ईशोपनिषद्‌ (0४) 


गया है | उपासना भीर भक्ति का भी यही रहस्य है । श्रीराम, कृष्ण 
अवतारों को हम इसी रूपमें स्वीक्वार करते हैं। ईशावास्यमिदं का 
यही तात्पयं है । यह जगगत्‌ भगवत परक्ष है और उसके अन्तगंत प्राणि 
मात्र भक्तपरक है । भगवत्‌ स्वरूप का दशन होने पर छीना, झपटी, 
और अन्यायपूवंक अभिकांक्षा होना स्वंथा निन्‍्दनीय हैँ । 


जगद्‌ व्यापी विराट्‌ रूप को हो भागवत आदि में आविर्भाव 
के रूपमें चित्नित किया गयाहै-'एतन्नानावताराणां निधानं बीजमत्ययम्‌' 
भगवान्‌ स्वधाम से ही जगत्‌में अवतरित होते हैं । वह चित्‌, अचित्‌ 
ओर ईश्वर इस तत्वत्नय रूपमें ही सववत्र रहता है । 
सत्यव्रतं सत्यपरं व्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहित च॒ सत्ये । 
सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मक त्वां शरण प्रपन्ना:॥ 
दीघतमा ऋषि: । आत्मा देवता । भूरिगनुष्ट्प्‌ छन्द: । धेवत: स्वर: || 


कुव॑न्नवेह कर्माण जिजीविषेच्छतं समा: । द 

एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कमे लिप्यते नरे।! ईश० उ० २ 
अन्वयार्थे 

(इह कर्माणि कुव॑न्‌ एव) इस संसारमें वैदिककर्मों का सम्पादनः 

ऊरता हुआ ही, ( शतम्‌ समा: जिजीविषेत, ) सौ धर्षों तक जीने की 
इच्छा करे, (एवं त्वयि नरे कर्म न लिप्यते) इस प्रकार तुम पुरुष में 
कम लिप्त नहीं होते । (इतः अन्यथा न अस्ति) इससे पृथक्‌ अथवा' 
अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है । 2 
. भाष्य 8, 
उपयु क्त मन्त्र में संसार के प्रत्येक जीव को कर्म करने की | 

: शिक्षा दी गयी है । श्रीम-द्रगवद््‌गीता में वणित जो विशिष्ट कर्मयोग 
को शिक्षा उपलब्ध है वही अनासक्ति योग का मूलरूप इस उपनिषद्‌ 
के मन्त्रमें दर्शनीय है । वेद भगवान्‌ का यह परम अनुग्रह एवं आदेश 
है कि मानव को कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिये, उसे कृमे .. 
_विश्य करना च!हिये । जो प्ुरुषार्थी नहीं है उसका जीवन मरण दोनों 


हि 


३० हरिभाष्य द्वि०म० 


सभात है। इससे बड़ा कल्याण मानव का और कोई हो ही नहीं सकता। 
सब प्रथम पुरुषार्थी होना आवश्यक है। पीछे जो मन्त्र आया है जिसमें 
' तैन त्यक्तन भुड्जीथा:'' पदों की चर्चा आई है उसका सम्यक पोषण 
ईस मन्दत्रमें किया गया है कि कर्म तो किया जाय पर उसमें आसक्ति 
कुछ भी न रहे । संसारमें कर्मों का विभाग किया गथा हैं ।॥ दो प्रकार 
के कर्मों का निरूपण किया गया है, पर आसक्ति का त्याग दोनोंमें 
कहा गया है । 
कम विभाग दो रूपों में विभक्त किये जा सकते हैं । पहला 
सकाम क्रम ओर दूसरा निष्काम कर्म । सकाम कम का तात्पय॑ है, 


जिप्में फल की इच्छा निहित है । प्राय: संसार में सकाम कर्म अधिक 


अंशमें दृश्य है। निष्काम कर्म वह है जिसमें फल की कोई इच्छा नहीं 


रहती, वे ईश्वर प्राप्ति परक होते हैं। निष्काम कमेयोग को चर्चा गीता 
में पूर्ण रूपसे की गयी है । 


कमण्येवाधिकारस्ते सा फलेषु कदा चन । 
मा कमफल हेतुभर्मा ते सड्भोस्त्वकमंणि ।| गीता २।४७ 
अर्थात्‌ कर्म करनेमें ही तुम्हारा पृर्ण अधिकार है,फलमें कभी 
नहीं । कर्मों के फलों की कामना करने वाले न बनों, अकर्मणि अर्थात्‌ 
कर्म न करने में तुम्हारी प्रीति कभी भी न हो, स्देव कर्म करते रहो, 
कभी अकुमंण्य न हो । किन्तु निष्काम कर्म करना सामान्य लोगों के 
वश को बात नहीं है, फिर आज के भोतिकवाद के धरातल पर तो 
और भी कठिन है। यह निष्क्राम कमयोग: तो बड़-बड़ सन्यासी योगी 
लोगों के लिए ही साध्य हो सकता है । सभी इसका निर्वाह करलें, 
यह कठिन है | अतः मूल में निष्काम कर्म की चर्चा नहीं है। यद्यपि 
अधिकांश भाष्यकारों द्वारा ऐसा ही किया गया हे 
मात्मता न प्रशस्ता न चंबेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगम: कर्मयोगश् वेदिक: 
अधिक कामनाओं वाला बनना अ 
में निष्काम. होना भी क़ठिन है क्योंकि वे 
वेद प्रतिपादित कर्म भी तो काम्य ही हैं। 


।। मनु० २।२।११ 
उ्छा नहें है । पर संसार 
दिक ज्ञान की प्राप्ति तथा 


ह०्म० ईशोपनिषद्‌ ( १७ ) 


मूलमें कोई न कोई संकल्प तो अवश्य होता है | इसी पर 
व्रत, उपवास, यम, नियम आदि सभी धा।भमिक कृत्य उत्पन्न और संपन्न 
होते हैं अर्थात्‌ उनके मूलमें संकल्प होता है । 

संकल्पसूल: कामो वे यज्ञा: संकल्प सम्भवाः । 

वरतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृता: ॥ सनु० २।४ 

जब तक पूण वराग्य हृदय में उदय न हो जाये, कर्म करना 
चाहिये । निष्काम कर्म प्रायः सन्‍्तों, योगियों द्वारा होते हैं, क्योंकि 
भन की कामनाये जब समाप्त हो जाती हैं तो स्वाभाविक रूप में . 
भगवत्‌ अनुराग का उदय होता ही है तथा जन्ममरण क़ा चक्कर भी 


छट जाता है | परमयति प्राप्त करने वाले महात्मा निष्काम कर्मयोग 


के अनुगामी होते हैं । 
उपनिषद्के अनुसार जो जीव अपने मनमें जेसी कामना करके 


कर्मों का सम्पादन करते हुए उनकी पूर्ति की इच्छा करता है वह उसी 
के अनुरूप विभिन्न स्थानों में जन्म ग्रहण करता है परन्तु उप्तमें जो 
आप्तकाम पुर्ण निष्काम हो चुके हैं उनकी कोई इच्छा नहीं रह गयी 
है, ऐसे महापुरुषों को इच्छायें समाप्तप्रायः हो जाती हैं! 

कामान्‌ यः कामयते मन्‍्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्न | 


पर्याप्तकामस्य क्ृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलोयन्ति कासा: |! 
(सुण्डक० ३॥२।२) 


कठोपनिषद्‌ तथा बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में इसका उद्धवाटन 
इस प्रकार से किया गया है-- 

जब पुरुष के हृदय की समस्त कामनाय छूट जाती हैं तो वह 
अमृत हो जाता है और भगवत्‌ सादह्निध्य प्राप्त क़र लेता है । इस मन्त्र 
का तात्पय है कि मानव को अनासक्त भावसे कम करना चाहिए, 
निष्क्रिय कभी भी नहीं होना चाहिये । 

यदा सर्व प्रमुच्यन्ते येप्पस्म हृदि श्रिताः | 

अथ मर्त्योउ्मृतों भवत्यत्न ब्रह्म समश्तुते | कठ उ० ९॥२। १४ 
_ संप्तार में भगवान ने शरीर में जितनी इन्द्रियां प्रदान की हें 

कर्म करने के लिए ही हैं | अब रहां कर्म की विधाय, तो 


पेश हँरिभाष्य._ द्वि० द 


कोई केवल अपने तंथा परिवार के लिए, कोई परोपकार के लिए, | 
कोई लोक मंगल के लिए भी कर्म करते हैं । सबकी अपनी-अपनी 
दष्टि है, उसी के अनुसार प्राप्ति एवं सुविधा तथा देवी कृपा भी प्राप्क 
होती है । वैसे विद्वानों को तो स्वार्थ का त्यांग करके ही कम करना 
चाहिए । गीता का यही परम तात्पर्य हमको अभिपष्रारित करता है 
क्कि बहुजन हिताय क़म करना ही चाहिए । 
जीवन मे नित्य नेमित्तिक कम भी अत्यन्त आवश्यक है । 
जेसे संध्या वन्दनादि पूर्वक पठच महायज्ञ, अश्वमेध पर्यन्त समस्त यज्ञ, 
दान, परोपकार आदि उत्कृष्ट कर्म आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं 
आधिदेविक की कामना से भी सम्पन्न होते हैं । 
उपयुक्त मन्त्र का अर्थ स्पष्ट निर्देश करता हैं कि मानव को 
अनासक्ति पूर्वक संसार में श्रेष्ठ कमें करना चाहिये। अतः महापुरुष 
कल्याण को कामना से कम करते हैं । ऐसा करने से यदि श्फलता 
न भी मिले तो दुःख नहीं होता क्‍योंकि कर्म में उनकी आसक्ति नहीं 
होती है और जो कर्म करके उसमें बंध जाता है वह कल त्वाशिमात 
है तथा सफलता न होने पर मन में विक्षोम होता है । सुख-दुःख, 
उत्थान-पत॒न, मान-अफ्मान सब का सहन करते हुये कर्म से कभी भी 
विचलित नहीं होना चाहिए । इसी का निर्देश इस दूसरे मन्त्रमें क्रिया 
गया है-- “कुंवन्नेवेह कर्माणि” द 
न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत । 
कायते ह्यवंशः कर्म सब: प्रकृतिजेर्गणे: ।। गीता ३।५ 
प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि किसी भी काल या क्षण 
में बिना कर्म किये पुरुष नहीं रह सकता । “ल्रान्यथेत्ो<स्ति” इतः 
अन्यथा न अस्ति । कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। 
अतः स्पष्ट है कि समस्त तप, यज्ञ, अनुष्ठान आदि कम से ही उत्पल 
हैं | वेद भगवान्‌ अनुग्रह करते हैः सब॑ प्रथम तप और कम ही मात 
विद्यमान थे | इस महान संसार में तव कर्म से प्रादृभू त हैं | उर्ते | 
ज़्येष्ठ परब्रह्म (भगवान्‌) की उपासना एवं भक्ति के लिए तपओऔौर 
कर्म ही उपस्थित हुये । उसी के द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त हुआ । | 


हे 


द्ि०्म० ईशोपनिषद्‌ (0200 
तपश्चवास्तां कर्म प्रान्तमंहत्यणंवे । 

तपो 000 मरण्स्तत्‌ ते ज्येष्ठमुपासत ॥ अथक्े ०.१ १॥८५।६ 

जीवन में करें और तप का अपना विशेष महत्व है' । यह 

सम्पूण सृष्टि ब्रह्म द्वारा “तपस्तप्त्वा” तप से ही उत्पन्न है | मानव 

को अपने समस्त कम एवं तप ईश्बर को ही समपित कर देना चाहिए 
तभी उसका उत्कष एवं संपार में निखार आता है । 

इच्छाद्व षप्रयत्न सुख ढू: जज्ञानान्यात्मन्ो लिइ ग॒म्‌ । 


न्याय १।१।१० 
इच्छा, हष, प्रयत्न, पुरुषार्थ, 


उज ठु।ख तथा ज्ञान यह सभी 
आत्मा को -ही चिह्नित करते हैं। कर्म सम्पादन करना, ज्ञान प्राप्त 


करता आदि आत्मा का सहज स्वभाव है। अतः कम सम्पादन करना 


आवश्यक है । अतः मन्त्रमें इसके अतिरिक्त मार्ग का निर्देश नहीं किया 


गया है । “नान्यथेतो$स्ति” अतः ज्ञानी जन जो कर्म आदि का निषेध 
करते हैं उत्ततो संकुचित परिभाषा है । न हि : देहभृताशक्यं व्यकक्‍लुप्त 
कर्माप्यशेषतः । गीता १८।११ कम की अनिवायंता को दृष्टिट में रखकर 


प्रत्येक सनुष्य को वेद बिहित कर्मों का सम्पादन करना हो चाहिये | 


मनुष्य को धर्मानुकुल कर्म करना चाहिए कर्म न करने से 
कप्त करता श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि कर्म न करने से जीवन थात्वा 
हो कठिन.हो जायगी । अपनी इन्द्रियों को वशमें करके कर्म इन्द्रियों 
ते ब्रितना आसक्त हुए कमयोग का पालन श्रेष्ठ -कहा गया है । 
यस्त्विन्द्रियणि मनसा : नियम्यारक्षतेष्जु न । 
कमें निद्रयें: कर्मंयोगमसक्त:-स “विशिष्यते ।। गीता ३।७ 
न कर्म लिप्यते नरे:--बिना किसी उददेश्य द्वारा प्राप्त की 
गयी समृद्धि या संपत्ति से संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति संसार के द्वन्द्दों 
.. ऊपर उठकर सिद्धि एवं सफलता अ्राप्त कर लेता है और सभी में 
मभाव रखने।वाला ईर्ष्या रहित पुरुष कम करके भी उसमें लिप्त 
गरहीं होता, अत: क्रमं-बन्धन उप्तको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर 


रो कर्म: अपने (आप नोट हो जाते हैं और पुरुष उसमे, लिप्त 
हीं होता । 5 


३३ ) हरिभाष्य द्विग्म० 


कबहुूँ दिवस महँ निविड़ तम कबहुँक प्रगट पतंग । 
बिनसद  उपजद ज्ञान जिमि पाह कुसग सुसंग || रा०मा० 
कृत्सित साहचये से ज्ञान का प्रकाश आच्छादित हो जाता है, 
जबकि सुसंगति से ज्ञान उत्पन्न होता है। महापुरुषों के हृदय में, मन, | 
वचन, कम तीनों में एकरूपता होती है । उनका जैसा चित्त वेसी | 
ही वाणी, जसी वाणी होती है वसी ही क्रिया होती है । क्‍ 
संसार में वे महान हैं. जो अशुभ कर्मों से स्वंदा विमुख हैं। 
जिसका मन, बुद्धि,अन्‍्त:करण शुभ कर्मो में प्रवुत है,वह प्रकृति विक्वत्त 
रूप: समस्त संसार को अच्छी तरह जान लिया है और वही ज्ञानी 
कहा जा सकता है . क्‍योंकि कठिन से कठिनतम परिस्थिति आ जाने 
घ्‌र सड्चित पुण्य ही मनुष्य को रक्षा करते हैं। अतः उत्तम कर्म उन्नत 
पथ पर ले जाने वाला होता है | मृत मनुष्य का ऐद्वर्य अन्य लोग 
भोगते हैं । उसके शरीर का उपभोग अग्नि, पक्षी आदि करते हैं, 
परच्तु मात्र पाप-पुण्य इन दो से लिपटा हुआ यह आत्मा अन्य लोक 
गमन करता हैं। पापेन पुण्येन: च बेष्ट्यमान: अयं द्वाभ्यां सह अमुद्र 
यच्छति” 00000 
संसार का सबसे बड़ा क़र्मेशील स्वयं परमात्मा है । उसो के क्‍ 
ढारा यह समस्त सृष्टि रची गयी है। वह परम त्यागी हैं तथा 
निःस्वार्थ कर्म करने वाला है । वह बिना किद्ली स्वार्थ के इतनी बड़ी 
सृष्टि क्री रचना तथा पालन किया है और स्वयं इसका पोषण करता 
है | अत: उपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र में “तेन त्यक्तेन भुड्जीथा मा गृधः 
कस्यस्विद्धनम्‌” भगवान द्वारा प्राष्त वस्तुओं का उपभोग त्याग पूव॑ क 
क्रो.। किसी के ऐश्वय को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा मत रु 
क्रो | “कुव॑न्नवेह कर्माणि जिजी विषेच्छ त॑ समा:” श्रेष्ठ कर्मों का सम्पादन 
ऋरते हुए सी वर्षों तक जीने की इच्छा करो, जिससे यह समग्र जीवत' 
. यज्ञमय हो ज़ाये | हम किसी के ऋणी न हों, प्राणि-मात्र में दया 
धर्म हो,, जिससे सभी का मंगल कर सके । अपने साथ किये गए उपकार 


4 


के वदले प्रत्युपकार भी करने का. सामथ्य हममें विद्यमान हो । 
ज्योतिरेक॑ तन्‍्मे मनः शिवसड्धूल्पसस्तु | यजु० ३४॥॥ . ४ 


हिश्मंत्र ईशोपनिषद्‌ (0 


ज्योतिः स्वरूप मेरा दिव्य मन शिव संकल्प वाला हो। सत्य 
एवं कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जब मन शुभ संकल्प वाला होगा 
तो संतोष भी आयेगा । 


संतोष मूल हि सुख दुःख-मूलं विपयंयः | मनु० ४।१२ 
उदित अगस्त पंथ जल सोखा । जिमि लोभ सोखइ संतोषा ।। 

संतोषी मनुष्य सदा शान्त-चित्त एवं संयत रहता हे । हमारे 
कर्म भगवत्‌ परक अधिक होने चाहिए । यदि ईश्वर को आगे करके 
हम कर्मों का सम्पादन करते हैं तो वह सभी तप में ही परिगणित 
किया जाता है !' वेद भगवान्‌ भी इसी का अनुमोदन करते हैं । 
उपासना करना, ज्ञान प्राप्त करना, उसका अन्वेषण करना, सत्य का 
भाषण करना, सत्य का आचरण करना ये सभी तप में ही गिने जाते 
हैं। ऋत॑ तपः । सत्यं तपः । श्रुतं तपः | शान्तं तप: | दमः तप: । 
बम: तपः । दान तपः । यज्ञों तप: । (भूः भुवः स्व: ब्रह्म) वह पर 
ब्रह्य सच्चिदानन्द स्वरूप है । उसका भजन और उपासना करो यह 
सर्वोत्कृष्ट कम है । द 

... इन उपयुक्त कर्मों द्वारां जिसका जीवन तपाया हुआ है, वास्तव में 

वह कृतार्थ है तथा मानव शरीर भी धारण करना साथंक है| हम 
शुभ का श्रवण करें । नेत्रों से मंगल का दहन करें | पुष्ट एवं स्वस्थ 
होकर हम सदेव परमात्मा की ओर अभिमुख हों, यह हमारा सच्चा 
कम है | “भद्रं कर्णनिः श्रुणुयास' क्‍ 


स्वस्तिपन्थामनुचरेम सुर्याचनद्रमसाविव । 
पुनदंदताध्तनता जानता सम्‌ गमेमहि ॥। 

क्‍ (ऋग्वेद ११५१५) 
१ हम सूर्य, चन्द्र की तरह जगत्‌ का कल्याण कर | अहिसक 
विद्वानों का साहचर्य हमको प्राप्त हो | उतके अनुकूल हम आप द 
“ करें । सत्य ब्रत- का पालन हम सदेव करते रहें। हमारा कम परोप- 
आर के लिए हो । दूसरे लोगों को हम शुभ की ओर प्रेरित करने 
वाले हों | इस्त प्रकार का कर्म करना श्रेष्ठ एंवं शुभ कहा गय। है| 


जननी किक करीकक कक 3३, ४ नह. + 


60% + 8) हँरिभाष्य..._ तृ० मंत्र 


उपनिषद्‌ का उपदेश हमको सदव शुभ कर्मों की ही प्रेरणा. 
देता है । हमारा जीवन-पक्ष कसा ही इसकी शिक्षा उपनिषदों मै 
भरी पड़ी है| हम जो भी प्राप्त करें, धर्म पूर्वक भ्राप्त कर । मोक्ष 
के लिए अथे, धर्म, काम आवश्यक है परन्तु अधर्म-पूवक नहीं, धर्म 
पुवेक ही. उनकी प्राप्ति कही गयी है । क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, 
व्यवहार के द्वारा ही हमको जीवन यापन् करना चाहिये । यही ध्म | 
का प्रमुख अंग है | बाह्य आडम्बर एवं चिन्हों से धरम का कोई सम्बन्ध 
नहीं है, यही उपनिषदों का उपदेश हैं ' 

तृतीय मन्त्र 

दीघंतमा ऋषि: | आंत्मा देवता । अनुध्टुप छन्दः । गान्धार: स्वरः । 

असुय्ण नाम ते लोका अन्धन तमसावृता: । 


ताँस्‍्ते प्रेत्पाभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जना: ।॥ 
(यजु ० ४०॥३१) 


इस मन्त्र का पाठ भेद है। शुक्ल यजुर्वेद में अपिगच्छन्ति 
प्रयुक्त किया गया है । 6 क्‍ 
अन्वयाथ 
तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति अंसुर्या नाम ते लोकाः ८ असुर्य नाम 
वाले वे लोक, अन्धेन तमसावृता:ः-गहन अन्धकार से आच्छादित हैं. 
और उन लोकों को वे लोग मृत्यु के बाद प्राप्त करते हैं ॥ ये के 
चात्महनो जनाः-आत्म हन्ता हैं । 
भाष्य द 
प्रस्तुत मन्त्र में आत्म हन्ता, का तात्पय है कि अपने आत्मा 
के विपरीत आचरण करने वाले लोग मृत्यु के बाद घोर अन्धकारः से 
आच्छादित असूर्य नामक लोक को प्राप्त होते हैं। असूर्ये नाम * 
लोक पशु, प्रक्षी कीट, पतंग आदि की वे मोनियाँ हैं जहाँ नि“ 
कर्मी का भोग भोगने के लिए जीवात्मा को जन्म लेना पड़ता है 
यह मानव जीवन अन्य सभी जीवधारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं 
गया है, साथ ही यह शरीर दुलंभ भी कहा गया हैं । भगवान्‌ का 4] 
विशेष कृपा से ही यह मानव शरीर मिला है । इसे प्राप्त कर ड््स ।;॒ 


सु०्मंत्र ईशोपनिषद्‌ । (२५३०) 


संस्तार समुद्र से यदि हम नहीं तर सके तो जीवन ही व्यर्थ है । अतः 
इस मानव देह के मिलने का तात्पये है कवि हम भगवत्‌ पुजन अचन, 
वन्दन, दास्‍्थ, आत्मनिवेदन के लिए समपेण करे । यदि कामोपभोग 
को ही जीवन का परम ध्येय_ मानकर विषयों के चिन्तन और आसक्ति 
में ही लगे रह गये और काम का शमन न कर सके तो यह पूरा 
जीवन पशु से भी निक्ृष्ट होकर अधः पतन की ओर अवश्य ही चला 
गया समभना चाहिए + ऐसे लोगों को इस मन्त्र में आत्महन्ता कहा 
गया है | उसे ही कर्म-बन्धन में अनुबन्धित होना कहा गया है। ऐसे 
_विषयासक्त काम परायण लोग कोई भी क्‍यों न हो, संसार में चाहे 
जितनी बड़ी कीति, ख्याति क्‍यों न प्राप्त कर लिये हों, नाम, वभव, 
अधिकार मिंल गये हों, वे लोग मृत्यु के पश्चात्‌ बारम्बार मूक , 
कुकर, कोट पंतगादि अनेक योनियों में संतप्त होकर भयानक नरकों 
में भटठकते हैं । अतः भगवान्‌ ने गीता में अनुग्रह किया हैं और कहा 
है कि अपना उद्धार अपने आप करना चाहिए । गीता में इसी को 


४नष्टात्मान:” कहा गया है । 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोडल्पबुद्धणः । 


प्रभवन्त्युग्रकर्माण: क्षयाय. जगतो5हिता: ॥ गीता १३६ 
ऐसी विपरीत एवं गलत दृष्टि का आधार लेकर अपने आत्मा 
का हनन करने वाले, क्र कर्म करने वाले एवं सभी लोगों का अमंगल 
करने वाले, सबका अहित करने वाले ये अल्पबूद्धि लोग संसार का 
विनाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं । वेद में जिन्हें आत्महन: 
कहा गया है उन्हीं को गीतामें नष्टात्मान: कहा गया है। स्वयं अपने 
को सर्वंगुण सम्पन्न मानने वाले अहंकारी, मू्ख, शालीनता रहित, धन 
मान एवं मंद से उन्मत्त वे लोग दम्भ पूवंक अपने को बड़ा दिखाते 
के लिए विधिहीन -क्रियायें सम्पादन करते हैं |. 
आत्मसंभाविताः  स्तब्धा धनमानमदान्यिता: । 
यजन्ते नाम यज्ञेस्तेदस्भेनाविधि पूुर्वकम्‌ || गीता १६।१७ 
ईर्ष्या, ढेष करने तथा अशुभ कर्म करने वालों को आसुरी 
योनियों में ही जाना पड़ता है । निक्ृष्ट कर्मों में संलग्न जीवत्मा क़्ो 


| औई हरिभाष्य - द्विण् मंत्र 


असुये नाम की अन्धक्वारमयी योनियों में जाना पड़ता है क्योंकि 
जीव को अपने कर्मों का फल तो अवद्य ही भोगना है.॥ अत संदव 
ध्यान रखना चाहिए कि किये गये पाप.और उससे अर्जित वेभव आदि 
को सभी भोग सकते हैं, पर पाप का भोग मुझ अकेले ही करना 
पड़ेगा । कोई भागीदार नहीं होगा | जीवात्मा स्वकर्मानुसार आगामी 
सा प्राप्त करता है । इसका वर्णन उपनिषदों में मिलता है ॥ 
योनिमन्ये. प्रपद्चन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणमन्येडनुसंपन्ति यथा कम यथा श्रुतम्‌ ।। 
गुणों से युक्त होकर फल की कामना से कर्म करने वाला 
और अपने किये हुये कर्मों के फलों को भीगने वाला है । वह विश्व- 
रूप अर्थात्‌ विविध रूपों में जन्म ग्रहण करने वाला सतोगुण रजोगुण 
और तमोगुण से युक्त त्रिवर्त्मा उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट मार्गोंपे 
गमन करने वाला प्राणों का स्वामी जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार 
चलता ह | इसका तात्पयय यह है कि आत्मा ही 5 रीौर में प्राणों को 
धारण करता है तथा शरीर त्यागने के बांद स्वकर्म एवं ज्ञान्त के 
अनुसार विभिन्न योनियों .में जन्म लेता हे । 

गुणान्वयों यः फलकमंकर्तता कृतस्य तस्यैव स चोपसोक्ता ! 

स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिप: सतचचरति स्वकर्म॑भिः || 
(श्वेताश्वतर उ० ५७) 
धारण करता है आत्मा 

रा पूर्व जन्म में किये गये । 


यद्यपि यह जीवात्मा अनेक शरीर 
और शरीर का संयोग का कारण आत्मा द्वा 


कर्मों के फल तथा आत्मा के अपने निजी गुणों के साथ-साथ आत्मा 
से भिन्न परमात्मा भी ज्ञानियों ढारा देखा गया है' | यह जीवात्मा द 
प्रुतजन्म की अपनी योनियों को तिश्चथ करने में स्वतन्त्र नहीं है 
बल्कि उसे ईएवर के विधान के अतनुधार ही पुनर्जन्म में किये गये कर्म | 


का फल तथा अपने गुणों के अधुस्तार विभिन्न योनियों में जन्म लेता | 
पड़ता है] - ' क्‍ 


आत्म हसन का तात्पये है आत्मा के प्रतिकल क्ार्य करना ' ' क्‍ 
आत्मा नित्य ही शुद्ध है. इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं हैं! | 


तु मंत्र ईशोपततिषद्‌ ( ३७ |] 


अथवा “आत्मात्त ध्नन्ति ब्रह्मज्ञान वधुयंंण हिसन्ति संत्तारमहागर्ते पात- 
यत्ति ते आत्महनः ((आ०भाष्य)ब्रह्मज्ञान से: रहित हिसक,विषयासक्त लोग 
भी आत्महस्ता ही हैं ।,अत्तः श्रुति, स्मृति को भाज्ञा के अनुसार ही 
कार्यों करा सम्पादत करना श्रेष्ठ कहा गया है। निक्ृष्ट एवं प्रतिकल 
कोये करने पर भय, लज्जा, ग्लानि आदि स्वयं आती है । उसके 
विपरोत शुम काय करने पर हृदय में उत्साह एवं प्रसन्नता होती 
है । अतः मतसा, वाचा, कमंणा शुभ आचरण ही करना चाहिए । 
भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचायंजी महाराज ने अपने आनन्द- 
भाष्य में असुर्या का अथ असुर प्रकृतिक जीव किया है | और असुर 
का अथ तम:प्रधान गुण विशिष्ट स्वभाव वाले जीव हैं । “असुराणां 


तमः स्वभावप्रनां जीवानामिमे असुर्या: आसुर प्रकृतिकाः जीवाः भाव्या 


सैरवादि संज्ञा: लोकाः भोगभूमयः प्रसिद्धा:” (ई०उ०आ०भाष्य) 

बृह॒दारण्यक्त उपनिषद्‌ में “असुर्या:” शब्द का अथ अनन्दा 
प्रयुक्त क्रिया गया है । इससे स्प्रष्ट होता है कि असुये शब्द का अर्थ 
आनन्द रहित है । इसी प्रकार “आत्महन' के स्थान,पर अविद्वान तथा 
अबुध शब्दों का प्रयोग किये जाने से स्पष्ट होता है कि मुर्ख एवं आत्म- 
ज्ञान से रहित लोग ही अपने आत्मा का हनन करने वाले होतेआहें॥॥ 
अपने आत्मा के प्रतिकूल आचरण करने वाले अज्ञानी एवं मूर्ख होते हैं । 

अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाउञ्बुता: । 

तांस्‍्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वान्सोडबुधो जनाः ॥। 


(बृहदृ०उ० ३४॥४।११) 

इस संघार में जो अज्ञात्त के अन्धकार से आवृत हैं, जो आत्मा 

के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, वास्तव में वे लोग देत्य तथा राक्षस 
कोटि के लोग हैं और इसी रूप में उनकी प्रसिद्धि भी होती है । मर कर 
भी वे लोग, दुःख पूर्ण विषय भोगों क्रो ही प्राप्त करते हैं, क्षतः वे 
अधगामी हैं । उतका जोवन शुभ नहीं कहा जा सकता । अथवा 
असु शब्द का अर्थ प्राण प्ररक् है अतः असुर्या. शब्द का अथे तो यह 


ही सकता है कि जो लोग शारीरिक बल के रूप में संसार में प्रसिद्ध 


पर ) हरिभाष्य तू ०मंत्रे 


प्राप्त कर चुके हैं परन्तु वे सत्य आचरण से पूर्ण हीन हैं, ऐसे लोग 
शारोरिक बल से मदोन्‍्मत्त होकर बदमासी एवं मारपीट तथा गुण्ड!गर्दी 
आदि राक्षसी प्रवृत्तियों में संलग्न हैं। यह लोक ही उनके लिए ब्रह्म- 
ज्ञान है। इससे बड़ा वे कुछ भी नहीं मानते । जो किसी को सता कर, 
संमाप्त कर लोकोत्तर आनन्द की अनुभूति करते हैं, वही असुर हैं। 
विचा रशुन्य होना भी असुर प्रवृत्ति का परिचायक है । दूसरे को दःख 
देकर आनन्दित होने वाला भी असुर ही है | 

प्रथम मन्त्र में सवश्वर श्रीराम जी में निष्ठा,दूसरे में कर्म- 
योग में प्रम तथा तीसरे में उभय निष्ठा शून्य आत्मघात की राक्षसी 
वृत्ति का ही परिणाम है । ! 

इस जगत्‌ में अपनी आत्मा के विपरीत आचरण न करने 
वाले महापुरुष ही परमगति के अधिकारी तथा जीवन में प्रकाश रूप 
पाथेय का अज़न कर पाते हैं । गीता भगवती इसका प्रतिपादन बड़ 
समारोह के साथ प्रस्तुत करती है । 


सम॑ पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमी श्वरम्‌ ! 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततों याति परां गतिम्‌ ।। 
(गीता १३।२८) 
हमारे शास्त्रों में शुभ आचरण एवं सभी के प्रति मंगल 
कामनाय सदा की जाती हैं | संसार के समस्त प्राणियों में जो निश्चय 
* आत्मवत्‌ दर्शन करता है वह परमगति प्राप्त करने का अधिकारी 
हैं । कसी वेदिक शिक्षा है कि संसार के प्रत्येक प्राणी में शुभ एवं 
सुख दहन की उत्कृष्ट प्रेरणा दी गयी है ! यही हमारा भारतीय एवं. 
हिन्दुत्व गौरव है जो. आज भी अक्षुण्ण है। उसी प्रेम, उपकार और 
करुणा की अजस्र धारा इस देश में प्रवाहित होती है । यदि इसमें 
अपने ही दोषों से कोई जलने लगे तो शास्त्रों का क्या दोष है? यहाँ का 
निवासी परम गति का अधिकारी तब होता है जब उसमें सम दुष्ट 
आ जाय । जो ऐसा नहीं करता उसे आत्महन्ता और असुर्याः शक _ 
से अभिहित किया गया है | गीता उसी का समर्थन करती है। 


क्रिस | 


ईशोपनिषद्‌ ( २६ ) 


चतुर्थ मन्त्र 
दीघंतमा ऋषि: । बह्मा देवता । निच्त्त्रिष्टुप्‌ छनन्‍्दः | धवतः स्वर: । 
अनेजदेक॑ मनसो जैवीयो नेनहंवा आप्नुवन्‌ पूर्वमषंत्‌ । 
तद्भावतो5न्यानत्येति घिष्ठत्तस्मिन्लपो मालरिश्वा दधाति ।।४॥। 
(यजु० ४०४) 


द बतुथ मंत्र 


अन्वयाथ्थ 
एकम्‌ -- एक, अनेजत्‌ 5 “न एजते कम्पते इति अनेजत्‌ अकम्प- 
मानम्‌-सव्वेत्र व्यापकत्वैन गतत्वात्‌ गन्तव्यो देश एवं नास्ति (आनन्द 
भाष्य) परमात्मा केवल एक है । वह कम्पन रहित अचल होते हुये 
भी मन से भी अधिक वेगवान्‌ है ' एनत्‌ देवा न आप्नुवनू > उ8छ ब्रह्म 
को देव अथवा इन्द्रियाँ प्राप्त नहीं कर सकतीं । अगोचर होने के 
कारण वह चक्षु आदि इन्द्रियों द्वासा अग्राह्म है । पूवेम अषत्‌ - वह 
सर्वेत्र व्यापक है' । अथवा वह सबसे पुरातन है और सभी को गति, 
शक्ति, स्फृति तथा प्रेरणा प्रदान करने वाला है । वत्‌ तिष्ठत्‌ अन्यान्‌ 
अत्येति-वह स्थिर होते हुए भी अन्य सभी दौड़ने वालों से आगे 
निकल जाता है | मातरिश्वा वायु आदि देवता, अप: >जल वर्षा 
आदि क्रिया, दधाति- सम्पादन करने में समर्थ होते हैं । 
भाष्य 
वह एकत्व विशिष्ट परमात्मा अचल अर्थात्‌ ध्रुव होते हुए भी 
सबसे अधिक वेगवान है | तथा वह सरववंत्न व्यापक हैं। संतार का 
कोई भी पदार्थ या क्षण ऐसा नहीं है जहाँ वह विद्यमान न हो । वह गति 
में सबसे आगे निकलने वाला है | उस ईश्वर को ये हमारी प्राकृत 
इन्द्रियाँ अवरुद्ध नहीं कर सकती हैं । तत्न वाक्‌ न गच्छति चक्षुने- 
गच्छति” वह वाणी और नेत्न से स्वेथा परे है | चक्षु एवं श्रोत्न आदि 
इन्द्रियों द्वारा न वह देखा जा सकता है और न श्रवण किया जा 
ः प्क़ता है । न किसी प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है । उसी की 
द पा से वायु जलकणों को धारण करता हैं तथा उसी की पा से 
। हे जीवात्मा गर्भ में पु कृत कर्मों. को ही भोगता है । 


; 


| ३७ |] हरिभाष्य चतुर्थ मेक 


“एक: इण्‌ गत्यथेक धातु से गुण करके एक इस पद की निष्पत्ति 
होती है । “एति इति एक: अर्थात्‌ परमात्मा एक है । एक शब्द । 


परात्पर ब्रह्म सर्वावतारी श्रीरामजी निर्दिष्ट हैं | एकत्व विशिष्ट 
गण एवं गति केवल भगवान्‌ श्रीराम में ही घटित होते हैं क्‍योंकि 


समस्त चरित्र एकमात्र श्रीराम में मर्यादापूर्वक विद्यमान हैं। अतः | 


बेदावतार श्रीवाल्मीकीय रामायण में मात्र एक वचन एवं एक पुरुष 


के बारे में जिज्ञासा की गयी । द “कोन्वस्मिन्‌ साम्प्रतम लोके | । 


आत्मवान्‌ कः” इस समय अर्थात्‌ वर्तमान काल में ऐसा कौन पुरुषोत्तम 
है, जिसने काम क्रोधादिक शत्रुओं को जीत लिया है | इसके उत्तर 
में “कौशल्यानन्दवर्धन:” “सर्वंगुणोपेत:” कहा गया है, इसमें भी एक 
वचन का ही प्रयोग किया गया है । और सभी अवतार लोकमर्यादा 
का पालन करवाये हैं किन्तु भगवान्‌ श्रीराम ने स्वयं मर्यादा का पालन 
किया भी है । 'भर्यादानां च लोकस्य कर्त्ता क्रारयिता चर सः इस 
प्रकार ब्रह्म पद विशिष्ट श्रीराम तत्व ही रम्‌ धातु का तात्पय है । 


ब्रह्मतेज की समस्त क्रियायें रामावतार में विद्यमान होने के कारण 


एकः पद से श्रीराम तत्व का ही बोध होता है। श्रति में भी इसको 
स्वीकार किया गया है । 


को तिश्च यशश्चाम्भश्च नभश्च ब्राह्मणवचंसं चाज्न॑ चान्नाथं च । 


(अथबं ०१३।४।१४) 
य एत॑ देवभेकवर्त बेद । १३।४॥१४ 


अर्थात्‌ जो इसको एक मात्र देव. समझता है उसको कीर्ति 
और ज्ञात की प्राप्ति होती है | उस जीव के समस्त अघों +- दुरित 
कर्मों का समूल नाश हो जाता है । जो उन मर्यादापुरुष श्रीराम के 
चरित्र को अपने जीवन में चरितार्थ कर लेता है उसका जीवन देवल्त्र 


क्री ओर चला जाता है। उसका जीवन सुखमय हो. जाता है | दुग्ध, 


अन्न और फल आदि समस्त जीवनोप्योगी वस्तुएँ उसे प्राप्त: हो जाती' 
है । अम्भः का बर्थ जल और जीवन दोलों होता.है । चसः का: अर्थ 


चतुर्थ मंत्र ईशोपनिषद्‌ (बंप, 


. आकाश एवं पोषणीय दोनों होता है | अम्भ: शब्द का अर्थ ज्ञान 
क्षौर प्रकाश भी होता है। त्रित्र का सम्यक्‌ ज्ञान श्रीराम में विद्यमान है। 
न ट्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थों नाप्युच्यते । य एत॑ं देवसेक वृतं बेद | 
(अथवं ० १३/४/१६) 
न उनको दूसरा, न तीसरा, न चौथा ही कहा जाता है । 
इनको मात्र देव जानता है । 
न पचमों न षष्ठः सप्तसो नाप्युच्यते । य एत॑ देवमेकवतं वेद । 
(अथवबें ० १३।४।१७) 
न पाँचवाँ न छठवाँ न सातवाँ ही कहा जाता है | जो इसे 
मात्र देव ही जानता है । 
नाष्टसो न नवप्तो दशसों नाप्युच्यते | य एत॑ देवमेक वृत्तं वेद । 
| (अथवं० १३।४।१८) 
न आठवाँ न नववबाँ न दशवाँ ही कहा जाता है, इसको भी 
एक मात्र देव ही जानता है । 
स सव॑स्से विपश्याति यच्च प्राणति यत्च न | (अथवं० १३।४।१४) 
वह सर्वान्तर्यामी परमात्मा सभो जड़ चेतन को देखता है 
वयोंकि वह समभाव से सवहितंषी है । 'येत्त प्राण: प्रणीयते” प्राण भी 
जिसके द्वारा प्राणवन्त है । प्राण प्राण के जीवन जीक़े । वह श्रीराम 
प्राण के प्राणऔर जीव के जीव हैं । प्राण वायु में जो शक्ति विद्यमान 
है जल वर्षा, धूप, प्रकाश, प्राणध्वारण आदि. समस्त क्रियाय उसी 
परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र है । उस भगव्त्‌ कृपा के बिना 
एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है । त्रह अधीम है उम्तकी सीमा नहों 
हैं कोई असीम उसका पार नहीं लगा सकता है । अतः परब्र॒ह्म पद 
वाच्य श्रीरामतत्व ही सब में अभिव्याप्त हे“। वह दिव्य देव भो हे । 
अतः श्रुति अनुग्रह करती हे-- 
तेमिदं निगंत सहः स एब एक एकव॒देक एबं य एतं देवसेकव॒तं वेद । 
(अथवें० १३ ४।२०) 
| यह समस्त जगत जिसके आश्रित है, वह परमात्मा एक हैं। 
। 3क वृत है और एक मात्र ही है । जो इसे एक' मात्र देव जानता 


(कर) | हरिभाष्य व 


है । उस इन्द्रियांदि समस्त प्राणों को विश्राम और आनन्द प्रदाम 
करने वाले भगवान्‌ श्रीराम की भक्ति और उपासना करनी चाहिए। 


हिरण्यगर्भ: समवत्तंताग्र भूतस्य जात: "पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार प्थिवों द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ।। 
(यजु ० १ ३।४) 
(हिरण्यगर्भ: अग्र समवतंत) सूर्य चन्द्र आदि प्रकाशमान पदार्थों 
को धारण करने वाला प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही सृष्टि के पु में 
विद्यमान था । (भूतस्य एक: जातः पतिः आसीत्‌) सम्पूर्ण जड़ चेतन 
पदार्थों के एक मात्र प्रसिद्ध स्वामी के रूप में वही था। (सः इमाम्‌ 
पृथिवीम्‌ उतद्याम्‌ दधार) वही परमात्मा पृथिवी एवं आकाश आदि 
को धारण किया है । (कस्मे देवाय हविषा विधेम) ऐसे सुख-स्वरूप 
अभू राम को हम अपने सच्चे अन्त:करण से भक्ति पृवंक उपासना कर। 
यः प्राणतो निमम्षिषतों महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव । 
य ईशे अस्य ह्िपदश्च॒तुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विघेम ।। 
(यज्ु ० २३॥३) 
:>जो (प्राणतः निमिषतः जगत:) समस्त प्राण धारण क़रने 
वाले तथा पलक झपकाने वाले प्राणियों का महित्वा-अपनी महिमा 
के द्वारा (एक इति राजा बभूव) एक मात्र अकेला स्वामी है, और 
यः- जो (अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशे) संसार के द्विपद एवं चतुष्पद 
प्राणियों पर जो शासन करता है, ऐसे एक मात्र सुख स्वरूप श्रीराम 
का हम भक्ति पूर्वक भजन क्षरें । 
यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भवतानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक5एकत सम्प्रश्न॑ भवनायन्त्यन्या ।। 
(ऋग्वेद १०।८२। ३) 
जो हमारा रक्षक एवं जन्मदाता तथा समस्त संसार का बनाने 
वाला एवं कर्मों के अनुसार फल देने वाला है | (यः विश्वा भुवना नि) 
जो सभी लोकों को (धामानि वेद) स्थानों का ज्ञान रखता है । 


द थतुर्थ मंत्र ईशोपनिषद्‌ (३३) 


| वाक्‍्यों का पर्यवसान श्रीराम में हो होता है । 
स॒यस्थापि भवेत्‌ सूर्यो ह्यग्नेरग्निः प्रश्ो: प्रभुः। वा०रा०२।४४।११५ 


(देवानां नामधा) सम्पूर्ण देवों का नाम स्वयं धारण करता 
है अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा सवेदेव वाची है । अग्नि, वायु, आदित्य, 
ब्रभूति देवताओं के नाम" जिस ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि 
समस्त देवता भी उसी को शक्ति से शक्तिमान हैं और प्रयोग भी 
करते हुए देखे जाते हैं । (तं सं प्रश्तम ) उसी उत्तम प्रकार से प्रश्न 
किये जाते योग्य परमात्मा के प्रति ( अन्यः भुवनाः यन्ति ) समस्त 
भूवत ,पहुँचते हैं । अर्थात्‌ संसार के समग्र लोक लोकान्तर उप्ती विराट्‌ 
की कुक्षि में ही प्रविष्ट होते हैं | अतः सद्‌ ब्रह्म तथा आत्मा आदि 


देवत॑ देवतानां च भुतानां भृतसत्तमः । 
उप्त परमात्मा के प्रकाश से ही समस्त चन्द्र सूय आदि प्रकाशित 
हैं। वह प्रभु के भो प्रभु हैं। ३ में-'अधेमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दक 
विग्रहः इसमें अधंमात्रात्मक मकार ब्रह्म के रूपमें स्वीकार किया गया 
है। “ब्रह्म चासौ आनन्दश्च ब्रह्मा नन्दः स चेको विग्रहो यस्य स ब्रह्मा- 
नन्‍्देक विग्रह:” “सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्त ब्रह्म” इत्यादि श्रुति प्रतिपादित 
व्यापक आनन्द-स्वरूप श्रीराम जी का विग्रह है, प्राकृत नहीं है । 
समजी का स्वरूप तथा विग्रह दोनों सच्चिदानन्दमय हैं |. 
यथा-रमन्ते योगिनो5नन्‍्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि। 
हति राम पदेनासाँ परं ब्रह्मा्तिधोयते | 
“रामो रमयतां वरः 

ब्रह्मा-विष्णु-महेशाश्व यस्यांशा लोकसाधकाः । 

त राम सच्चिदानन्द॑ नित्यं रासेश्वरं भजे ॥ 
(हनुमत्संहिता) 
अर्थात्‌ जिन श्रीराम के अंश से उत्पन्न ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश अनन्त क्रोटि ब्रह्माण्ड की सृष्टि, रक्षा एवं संहार करते हैं, वह 
पच्चिदानन्द-स्वरूप नित्य विहारी रासेश्वर श्रीराम का हम भजन 
फरते हैं | ब्रह्मपद वाच्य श्रीराम जी सब प्रकाशक अग्नि एवं सूये के 


“ख 
0 हृरिभाष्य ... चतुर्थ मंत्र ॥ 


श्री की भी श्री हैं| कान्ति की कान्ति हैं | सर्वश्रेष्ठ कीति की भी द 
कीति हैं | क्षमा की क्षमा, देवताओं की देवता स्व समर्थ हैं । प्राणियों. 
के सत्ताधारक और प्रेरक श्रीरामजी ही हैं। इस प्रकार श्रृति प्रति. 
पादित वही ब्रह्म ही अग्नि, सूरयें, वायु आदि सब कुछ है । 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुत्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आप: सः प्रजापति: | 
(यजु० ३२।१] 
उपयु क्त सभी नाम अर्नि, सूय, वायु, चन्द्रमा, शुक्र वही ब्रह्म 
है । वही जल, वही श्रजापति आदि ये सभी नाम ब्रह्मवाचक हैं । 
उसी एक ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन सर्वेत्न श्रुतियों में किया 
गया है । ब्रह्म अग्नि स्वरूप है क्योंकि वह प्रकाशित होने से एवं पभी 
को भस्म एवं भक्षण करने की शक्ति रखता हैं अतः वह अगश्ति है, 
आंदित्य है क्योंकि समग्र संसार को प्रकाशित करता है' | सभी कालों 
का विभाग आदि भी वही है | वह वायु भी है । उपमें स्पर्श की 
क्षमता है,वह बलवान एवं सभी को घारण करने वाला है । “एको- 
वशी सवभूतान्तरात्मा” जो केवल एक है और सभी को अपने वश्ञ 
में रखने वाला हैं। “एक रूप॑ बहुधा यः करोति” एक़ से अनेक रूपों 
में परिणत होता है- एक ही प्रकृति से विश्व के अनेक रूपों का निर्माण 
कर देता है | समस्त सुखों का भी अधिष्ठान वही है | उसी को श्रूति ' 
ने विविध रूपों में स्वीकार किया है | वह स्वयं रमता है और रमण 
भी कराता है । | ' 
एको| बहुतां यो विदधाति कामान्‌। 
जो बहुतों में एक है और जो किसी अपिलाप़ा से किये जाने. ' 
वाले कर्मों के फलों का विधान करता है । वह परब्रह्म परमात्मा द 
अचल है । इसका पूर्ण वर्णत बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में क्षिया गया हैं ! 
एकधवानुद्रष्टव्यमेतरप्रमेय प्वम । 
व्रिरज़ः पर आक्राशादज आत्मा महान्‌ श्रुवः ।। 
[ बृहद्‌ उ० ४।४। २०] 


भी सूथे हैं । प्रभो: प्रभुः-सवे नियामक ईश्वर के भी ईएबर है। 


गो उत्तर देते हैं- श्रीरामभद्र का ही दर्शन सदा एकरस तित्य:नवीन 


चतुर्थ मंत्र ईशोपनिषद्‌ (है) 


उस परब्रह्म को (एकधा एवं द्रष्ठव्यम्‌)एकात्मक रूप में ही 
देखना चाहिये | आकाश के समान व्यापक सत्य अनन्त ज्ञानमय 
मुख स्वरूप में ही देखना चाहिये । (अप्रमेयम्‌) प्रमाण जिसका कोई . 
हैं ही नहीं । शुवम्‌ तरह अचल है. । वह आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा 
निर्मेल आक़ाश से भी सुक्ष्म अजन्मा एवं अविनाशी है उसका किसी 
भी अवस्था में नाश नहीं होता, साथ ही वह सुख स्वरूप कहा गया है । 


जो आनन्द सिन्धु सुख रासी | सींकर ते ज्ैलोक सुप्रासो । 

सो सुख धाम, रास अप नाक + अखिल लोक द्वायक विश्वामा । 
[ रामचरिलमानस ] 

अनेजदेक॑ सनसो जबीयः । तद्धावतो5न्यानत्येति: तिष्ठतः । 

परमात्मा एक ध्रुव होते हुए भी अधिक वेगवान है । स्थिर 
होता हुआ भी सभी दौड़ने वालों में आगे निकल जाता है । इन्द्रियों 
से यह अग्राह्य हैं । उस परमात्मा को जो धीर पुरुष सूक्ष्म दृष्टि से 
देखते हैं उन्हें पराशान्ति को प्राप्ति होती है । श्रुति अनुग्रह करती 
है ( आसीन: दूरं ब्रजति ) बेठा हुआ दूर चला जाता है । ( शयानः 


'सवंत: याति) सोता हुआ भी सब ओर जाता है | साकार पदार्थोमें 


निराकर और चलायमानों में अचल, महान, सर्वत्र व्यापक परमात्मा 
को जानकर धोर पुरुष संसार के शोकों से रहित हो जाता हैं । 
अशरीर शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरोन शोचति ॥ 
[कठ० ११२२२ ] 
वेदावतार श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण में देवषि नारदजी से 
बा था-“कश्च्रकप्रियदर्शनः' एकमात्र प्रियदशन कौन हैं? देव्ि त्तारद 


ः . रहता है । सांसारिक लोगों में प्रिय-अप्रिय का भी. दर्शन होता 


न्तु श्रीराम राघवेन्द्र का सौन्दर्य नित्य निरन्तर अनुभव करने 


है _* भो भक्तों को-नित्य नवीन की प्रतीत होती है । 


आह) हरिभाष्य चतुथ मंत्र | 


इनन्‍्हाहै बिलोकत अति अनुरागा | 

बरबस ब्रह्म सुखाह मन त्यागा ॥| 

जुति भगवती ने उसी परब्रह्म श्रीखम को रूपवान, बलवान, | 
चरित्रवान्‌, विद्वान्‌ प्रतिपादित करके प्रस्तुत किया है- 

न संद्शे तिष्ठति रूपसस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम्‌ । 

(कठोपनिषद्‌ २।३।४) 

"अहम स्वरूप का दशेन प्राकृत चक्षुओं द्वारा होना कठिन है। 

वह स्वकोय कृपा द्वारा बुद्धि वेभव से मनन करने पर प्रकाशित या 

चाल्लुष प्रत्यक्ष होता है। जो उसको जान लेता है वह अमरत्व प्राप्त 

कर लेता है । वह वाणी द्वारा प्रकाशित नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा 

वाणी स्वयं प्र काशित होती है ॥ जिसका मन द्वारा मनन नहीं किया 

_। सकता, वह जिसका स्वयं मनन करता है वही ब्रह्म है | जो प्राण ' 

से श्वास नहीं लेता, प्राण के व्यापार से जीवित नहीं रहता, जिससे 

आाण स्वयं प्राणवन्त है, वह ब्रह्म है । 

यतृप्राणेन न प्राणति येन प्राण: प्रणीयते । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदमुपासते ।। केन० १८. 

 पशुधा गूह्मते नाप बाचा नान्यदबेसतपसा कर्मणा वा । 


(मुण्डक ० ३।१॥८) 
ये इन्द्रियों से ग्राह्म नहीं है 
उपासना करने पर साधक भर्क्त 
है-“यह गुन साधन ते नहिं होई। | 
शान प्रसादेन) ज्ञान के प्रसाद सेज्ञात 
से जीव कृतार्थ हो जाता है । श्रुति है| 


वह ब्रह्म वाणी, चक्षु याअ 
विशुद्ध अन्तःक रण होने पर उसकी 
पर निहंतुकी कृपा स्वयमेव होती 
_पुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई। ( 
अख़ण्ड एक सीतावर० । उप्ती 
भगवतो अनुग्रह करती हैं । 
प्राणस्य प्राणमृत च 


गुषश्चक्षुरुत शोत्रस्य भोन्र, 
समनसो थे मनो विदुः | ते 


(बूृह दारण्यक्र ४।४।॥ ८). । 


चतुर्थ मंत्र - इशोपनिषद " ( ३७ ) 


वह प्राण के प्राण, चक्षु के चक्षु, थ्रोत्र के श्रोत्र, मन के मन 
का पूर्ण ज्ञान रखते हैं । उस पुरातन एवं -अग्रगामी श्रेष्ठ ब्रहा को 
जानते हैं | मानव शरीर में पाँच ज्ञात्त इन्द्रियाँ और पाँच कम इन्द्रियाँ 
विद्यमान हैं । कान, त्वचा, चलक्षु, जिह्ला, नासिका, वाणी, हाथ, पर 
उपस्थ तथा भलेन्द्रिय, ये १० इन्द्रियाँ हैं । ये अत्यन्त सूक्ष्म हैं | इन 
पर मन एवं बुद्धि के द्वारा अनुशासन होता है। मन इन्द्रियों से सूक्ष्म हैं। 
मनसे सूक्ष्म बुद्धि तथा बुद्धिसे सूक्ष्म आत्मा है ॥ अतः आत्मा श्रेष्ठ 
कहा जाता है । ज्ञान इन्द्रियों का विषय भिन्न-भिन्न होता है । जसे 
चक्षु का काये दशन है, इसका विषय रूप ही होगा । उसको लिम्त 
तालिका के हवारा अनुगम किया जा सकता है 4 8 


ड्न्द्रिय घिषय 
श्रोत्र द शब्द ' 
ै त्वचा ! । सपा 
नेत्र ढ (5400 :7% 
जिद्दा । रस 
नासिका द 00 पा, 


पूर्वोक्त (मुण्डक ३।१।८)मन्त्रमें आये देव शब्द का अथे इन्द्रिय कोड, 
विजयकी इच्छा, व्यवहार,च्युत्ति स्तुति,मोद, मद, कान्ति एवं गति है । 
अपने -अपने ज्ञान का प्रकाश करने के कारण ड्न्द्रि यों को देव कहा 
गया है तथा उपयुक्त: सभी क्रियायें ब्रंहम श्रीराम भें विद्यमान होने 
के कारण ब्रह्मपदवाच्य श्रीराम का प्रतिपादन किया गया है । 
जैसे ब्रह्माण्ड में ईश्बर की शक्ति सूथ, वायु, अग्नि, चन्द्रादि 
महान देवों में कार्य करती हैं, उसी प्रकार इस शरीर में जी वात्मा 
की शक्ति चक्ष, त्वचा, नासिका, श्रोत्र, जिह्ना, वाणी आदि इन्द्रिया 
मंत्र में काये करती हैं। अतः आत्मा को. ही इन्द्र कहा गया है । 
.. इच्द्रियमिर्द्र लिड्धाभिनद्र दृष्ट मिन्द्र जुष्टमिन्द्र दत्तमितिवा | 
2) (अष्टाध्यायी ५।९। ) 


>2«< 


) 
] 


हरिभाष्य चतुथमंत्र 


(0, 
वास्तव में दस्दरिय का समग्र कार्य औत्मा पर है आधारित 
है । इनके कार्य आत्माकी शक्तिके या आत्मा की उपस्थिति के परि- 
चायक हैं | इसी प्रकार इन्द्र दुष्ट, पृष्ट। या 5 होता 
है कि ये इन्द्रियाँ आत्मा की ही शक्ति से ही शक्तिमान हैं | संसार 
पर मे व्योप्त हक्तियाँ रमंण शील परम प्रभु बट द जा 
श्रोरामदेवजी से ही अनुप्राणित एवं शक्ति सम्पन्न दिखाई पड़ती हैं। 
परमात्मा ने इन्द्रियों का द्वार बाहर की ओर वनाया है । 
अतः वह पुरुष इन्द्रियों के द्वारा बाहर की ओर देखता है, अन्तरात्मा 
की ओर नहीं । ( स्वयंभूः खानि पराच्चि व्यतृणत ) कोई धीर पुरुष 
जो अन्तर की ओर झाँकने वाला हुआ वह अन्तरात्मा का दर्शन किया | 
( अमृतत्वम्‌ इच्छन्‌ ) मोक्ष की इच्छा से शरीर में स्थित ज्ञानेन्द्रियाँ 
. उस पुरुष के लिए ज्ञान तथा यश प्राप्ति के साधन हैं ! इन्हीं के 
माध्यम से मानव उत्कर्ष की ओर जाता है | आँख, कान, नासिका- 
छिद्र, जिह्चा इन सातों इन्द्रियों को सप्तषि कहा गया है । इसके साथ 
आठवीं वाणी है । जिसके द्वारा वेदों के समस्त ज्ञान को प्रतिष्ठित 
किया जाता है क्‍योंकि वाणी के द्वारा ही ज्ञान का प्रकाश कहा गया 
है । यह सप्तर्षि ही हमारे शरीर में सदेव काये करते हैं | इन्हीं के. 
द्वारा हमें यश एवं शक्ति की भी प्राप्ति होती है । हमारे शरीर में | 
भी ३३ देवताओं का निवास है।. ः 
यत्यप त्रयस्त्रिशहेवा अज्भ गात्रा धिभेजिरे। 
तान्‌ वे त्रयस्त्रिंशदृवा नेक्ते ब्रह्मविदों बिदु:॥। अथबं०१०।७।२७ 
जिस शरीर में ३३ देव विभक्त होकर निवास करते हैं उन 
देवताओं को केवल ब्रह्म को जानने वाले ही जान पाते हैं, जो उ 
देवताओं तथा भूत-भविष्य, वर्तमान सभी को अपनी कुक्षि में ही रखा है। 
रह गति "हर 
'तस्मिन्‌ अप: दधाति' उस बहता है ऐसा जा 00. 
5 त्रहटम अथवा भगव॒त्‌ कृपा से अपने 7 ॥ 
जन्म कर्मों के अनुसार ही कर्मों को घारण करता है । पहले जन्म में | 


बुर मंत्र." ईशोपनिषद्‌ (80) 


|: किये गये कम वासना रूप में स्थिर रहते हैं । वे कर्म छटते नहीं हैं । 


ह 
| 
+ 
५ 


ही कारण है कि नवजात शिशु माँ के स्तन को बड़ी तत्परता के. 


_ थाथ पकड़कर पीने लगता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व अभ्य- 


सित क्रिया इसकी है । यह स्पष्ट . रूप से पुनज़ेन्म का संकेत प्राप्त 
होता है । अथवा सत्य स्वरूप ब्रह्म प्राण कहा गया है । 
प्राणमाहु्मातरिश्वानं वातो ह॒प्राण उच्यते |. 
प्राण ह भूतं भव्य च॒ प्राण सर्व॑ प्रतिष्ठितम || 
(११॥४। १५) 
एक ही परब्रह्मम परमात्मा का वर्णन मनीषी लोग करते हैं। 
उत्ती प्राण को ब्रह्म, राम, इन्द्र, वरुण, अग्नि भी कहा जाता है । 


उसी को दिव्य, सुपण, गरुत्मानू, यम तथा मातरिश्वा कहते हैं । 


इन्द्रं,भित्रं, वरुणमग्निमाहुरथों दिव्य! स सुपर्णो गरुत्मान्‌ | 
एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अभ्नि यम माततरिश्वानसाहुः । 
(ऋग्वेद १।११६४।४६) 
इस प्रकार प्राणवायु भूत भविष्य एवं वर्तमान जो कुछ भी 
दृश्यमान है, वह सब प्राण में प्रतिष्ठित है। इस मन्त्र में प्राण को 


+ भातरिश्वा कहा गया है । 


अथवा प्रकृति के समस्त कार्यों तथा प्राणियों के पोषण या 


पेष्टा को अग्नि, सूये, मेघ के ज्वलन-एवं वषण को, दहन, प्रकाशन को 
पहीं धारण करता है । 


शतपथ ब्राह्मण में कहा गया हैं- प्राणो हि प्रजापतिः ४१५५। १३ 


का ब्रह्म इति ह स्माह कौषोतक्तिः (कौ०उ० २११) अथवं वेद के 
_ 'सृक्तका प्रथम मन्त्र है- ऋषिःभागंवों वेदर्भमिः । देवता प्राण: । 


अणायनप्रो बस्य से 


कु वेसिदं वशे ॥। यो भुतः सर्वस्येश्वरो यस्सिन्‍्त्सवें 


|; में 
कप अर्थात्‌ जिसके वश में यह समस्त जगत्‌ है, जो सबका 


हे तथा समस्त ब्रह्माण्ड जिसमें प्रतिष्ठित है, ऐसे प्राण के लिए 


प्र णा मर > 
: करता ह। 


तो प्राण आत्मा के साथ सर्देव संलग्न तथा आश्रित 
है एवं मन के 


व्यापार द्वारा ही: प्राण का संकल्प भी बनता है. 


कई] हेरिभाष्य चतुथ । ; 


और आत्मा के साहंचय से यह शरीर में पहुंचता है. । प्राणालय 
एवेतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति | गाहुपत्यों ह वा एषो5पानो व्यानोन्वाहायंबचनो 


यदगाहेपत्यात्प्रणो यतते प्रणयतादाहवनीयः श्राण: । (प्रश्न० ४३) 


इस पार्थिव शरीर में प्राण रूपी अग्नि ही जागृत रहता है। | 


अपान गाहपत्य अग्नि है | व्यान दक्षिणाग्नि अर्थात्‌ पचन अग्नि है । 
यह गाहंपत्य अग्नि से ले जाया जाता है | वह प्राण प्रणयनके कारण, 
ले जाये जाने के कारण आहवनीय अग्नि कहा जाता है | इन तीनों 
प्रकार के अग्नियों की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में पूणण रूपमें 3पस्थापित 
किया शया है । द 

अतः स्पष्ट हो गया कि ये तीनों अग्नियाँ आहवनीय, गाहपत्य 
तथा अन्वाहायंपचन, प्राण ही हैं। “'प्राणो बाउग्निः शतपथ२।२।२।१५ 
तदग्निवे प्राण: (ब्राह्मण० ४।२२॥११) 

प्राण ही अमृत के रूप में तथा अग्नि के रूप में कहा गया 
है । प्राणो अमृतं तद हि अग्ने रूपभ्‌ शरीर में निरन्तर चलता हुआ 
यह प्राण उस परम पुरुषसे जीवित, अनुप्राणित एवं अनुशासित है । 
उस पुरुष को ही राम पदवाच्य प्रतिपादित किया गया है। 
उसकी कृपा ही इन देवताओं आदि के विविध रूप एवं नाम" धारण 
करती है । इन पत्च प्राणों की स्थिति, स्वरूप एवं शरीर में उपयोगिता 
आदि किस प्रकार से होती है इसकी पूर्ण व्याख्या वेदों में की' गयी 


हैं । इस प्रकार प्राणों का महत्व तथा देवताओं का महत्व स्पष्ट हो 


गया है । 


तदनन्तर स्पष्ट किया जा रहा है कि वास्तव में देवता कितने. 
हैं उनकी संख्या और प्रमाण कया है । प्राण को ही देव भी कहा गया 
है | जब शाकल्य ने महषि याज्ञवल्क्य से देवों की संख्या के बारे में. 


प्रइतना किय्रा, तो पहले उत्होंने देवों को संख्या ३३०६ बताई. पुनः 
प्रश्त किया गया तो उन्होंने देवों की संख्या २३ बतलाई । पुनः उन्होंने 
पुछा तो मात्र ६ की संख्या क़्ही | शाकल्य के चौथे बारः प्रश्न करों 


५ 


* जब 


४: लत 53-32: की व 


छठी 


द रसरूप कहा गया है 4 इस के न रहने 


श्राण मुख में रहते वाला अज़िरस हैं, जिसके न रहने से अ 
ही जाते हैं । शरीर के जिस भाग से प्राण निकल जाता है बह भाग 
प्र ९ ; टश्न्‌ > ५४४ पा 90:74. ६ हे 25 
_3य: सूख जाता है । अतः शरीर का सब पुर 


; । भा! पु डर 7 ४३५7 पु ः ८46 353 (४४४6) न ; 
| हे हैं वा अडगानों रसस्तस्मादयस्मात्कस्माव्चाडूग 
तच्छुष्यत्येष हिं वा अंड्गानां रस: [बृह॒दारण्यक 


अतुर्थ मंत्र इशोपनिषद्‌ | ( ४१ ) 
बार प्रश्न करने पर डेढ़ तथा पुनः प्रश्न करने पर १ ही संख्या कही। 
देवताओं की दिव्य शक्ति के बारे में पुनः प्रश्न करने पर 
देवताओं की संख्या. १ कही गयी । अतः एक ही परातृपर ब्रह्म एको 
देवः सर्वभुतेष॒गूढः' के रूप में प्रतिष्ठित किया गया । व्र्ही सब नियन्ता 
जगदाधार के रूप में प्रसिद्ध हुआ | अतः विविध पूजा, भजन, उपा- 
सता द्वारा उधी एक के द्वारा अनेक क्ली पुजा सम्पन्न हो जाती है । 
युतः शाकल्य ने पूछा कि १ देव वह कौन है ? याज्ञवल्कथ ने कहा- 
वह ब्रह्म है । उस्ती को त्यत्‌ भी कहा जाता है । 'प्रजापतिश्च रतिगर्भे ० 
इस मन्त्र में प्रजापति का अथ प्राण भी किया जाता है । 
ब्रांणो उ बे प्रजापति: (शतंपथ 5।४।१।४) 
प्राण: प्रंजेपर्लिं: [६।३।१॥४ | 
प्राण प्रजापति एंवं पुंज्य हैं। इस प्रकार यज्ञ स्वस्पय वह 
पुर्ष राम स्वरूप दोनों से सिद्ध हो जाता है । उसी तत्व को मल्त् 
में दर्शाया गया है १ क्‍ 
इस मत्य शरीर में प्राण क्रो अमृत कहा 
ओर अपान वायु को ही देचताओं के वेद्य अश्विनीकुमार कह जाता 
है क्योंकि प्राण की साधना से हो प्राणों के पुष्ट हीने पे शरीर नीरोग 
हीता है । श्राण ही शरीर के अ्जे पता में समाविष्ट होकर सभी 
अवयवों को पृष्ट करता है । इ व प्रकार प्राण ही सम्पूर्ण भज्धों के 
ने पर शरीर निर्जीच हो जाता है । 
निर्वल हो जाता है । यह 
“न रहने से अज्भ निर्जीव 


गया है तथा प्राण 


प्राण के अपुष्ट होने पर शरीर 


क॑ प्राण ही कहा गयाहैं । 
सोड्यास्य आज्चिरसी5ज्धानों रत: प्राणों वा अंज्भानां रसे: 
क्र गात्प्राण उत्क्रामति 
१॥३।१४ | 


( ४९ ) हुरिभाष्या पंचम मंद्ध | 
इंस प्रकार प्राणों को पुष्ट करने के लिए वेदों में विधाक 


किया गयी है । 2 
अपाने जुद्धृति प्राणं प्राण5पा न. तथापरे 7 


प्राणापानगतोी रुद्धवा प्राणायामपरायण: | 

(गीता ४।२६) 

इसमें कुंछ ऐसे योगीजन हैं, जों अपान' में प्राण की आहुति 

देते हैं | दूसरे लोग प्राण में अपान की भाहुति देते हैं । प्राण तथा 
अपान दोनों का अवरोध करके जो लोग' प्राणायाम करते हैं उन्हें 
शान्ति की प्राप्ति होती है ॥ जिनका आहार-व्यवहार नियमित है वे: 
प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं । इस प्रकार के यज्ञ कम द्वारा 


जो अपने सम्पूर्ण पाप नष्ट कर दिये बे ब्रह्म विद्‌ एवं भगवद्‌ उपासक होते 


हैं। यह मानव शरीर भगवद्‌ उपासना करने के लिए ही प्राष्त हुआ है.। 
पृचम मनन्‍्ज 
दीघतमा ऋषिः। आत्मा देवता । निचुदनुष्टुप छन्‍्द:। गान्धारःस्व॒रः॥ 
तदेजति तन्नजति तद॒दूरे तहन्ल्िके । 
तदन्तस्य स्वेस्थ तदु स्स्यथासय बाह्मत: ॥॥ 


) (यजु ० ४०१५) क्‍ 


अश्वयार्थ 

तंत्‌ एजति-वंह चलता है,तत्‌ नएजति-वह नहीं चलता है | 
तंद्‌ दूर तत्‌ उ अन्तिके-वह दूर हैं और वह समीप भी हैं। तत्‌ अस्य 
सर्वेस्य अन्तः वह इस संसार के अन्दर हैं, तंत्र उ सर्वस्य बाह्यतः- भर 
वह संबके बाहर भी हूँ । 

भाष्य' 

बहू ब्रहा कण*कण में अनुस्यृत है अतः समस्त संसारके प्र॒त्येर्की 
करण तथा क्षण में वस्तु, स्थान और नदी, वन,पहाड़ आदि के अन्दर तर्थो 
बाहर भी है । ब्रह्म के लिए समय और वस्तु का बन्धन नहीं है । वह 
इससे नि क्त है। वह चलता है और स्थिर भी है अर्थात्‌ नहीं. भी 


; 
| 
है. 


पंचम मंत्र ईशोपनिषद्‌ ' ( ४३ ) 


बलता है। वह हमारे अत्यन्त समीप है और अत्यन्त दूर भी है। काल 


स्थान, वस्तु और जीव के बन्धन हो सकते हैं, ब्रह्म के नहीं । वह सर्व- 
काल में सर्वव्यापक है अतः बन्धन रहित है | ये सभी बन्धन तो 
उप्तकी कुक्षि में हो विद्यमान हैं । अतः गतिशील होना, स्थिर होना, 


दूर रहना, पास रहना कोई महत्व नही सता या 


सच्चे स्वरूप का दशेन करवा कर हमारे हृदय के श्रम का निवारण 
करते हैं, अतएव इस प्रकार का वणन प्राप्त होता है | ब्रह्म के 
स्थिर एवं अविचल स्वरूप का वर्णन तो चौथे मन्त्र में अनेजदेक कह- 
कर पुर्ण रूप से कर दिया गया है । द 

यहाँ तदेजति, तन्नजति कहने का प्रयोजन यह है कि वह जब 
सवेशक्तिमान है तो उसमें कौन सी क्षमता नहीं है | वह सग्रण भी 


_ हैं और निगुण भी, चलता भी है और नहीं भी चलता है । जब वह 


सवव्यापक्त है तो उसको यह कहना कि यहां नहीं है, वहां है, यह 


अज्ञान मूलक है । गोस्वामिपाद कहते हैं-- 


विनुपण चलइ सुनइ बिनु काना | करबिनु करस करइ बिधि नाना |। 
आनन रहित सकल रस भोगी । विनु बानी वक्ता बड़ जोगी ॥ 
तन विनु परस नयन बिनु देखा । प्रहद त्रान  विनु बास असेषा । 
अस सब भाँति अलौकिक करनीं । महिमा जासु जाय नहि बरनी ।॥ 
जेहि इमि गार्वाह वेद बुध जाहि धर्राह मुनि ध्यानत्त । 
सोइ दशरथ सुत भगतहित कोसल पति भगवान | 
[रामचरितसानस बा० ११८] 
एजति८- गच्छति अथवा एजयति> चालयति, वह सभी को 
पलाता है और स्वयं चलता भी है । 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव व । 
सुक्ष्मत्वात्तद्‌ विज्ञेयं दृरस्थं चान्तिके च तत्‌ ।। गीता १३९४ 
ए्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में इस मन्त्र का तात्पये और स्पष्ट रूप 


5 में वर्णन किया गया है| 


088४.) हरिभाष्य 


अपाणिपादी जनों गुहीता, पश्यत्यचक्षुः स श्रुणोत्यकर्ण: 
स॒ वेत्ति वेश न थे तस्थास्ति बेत्ता, तमाहुरग्रयं पुरुष महान्तमं | 
[श्वेताश्वतर उ० २।१४] 
वह परमात्मा बिना परों के चलने वाला ह तथा बिना हाथों 
के समस्त पदार्थों को ग्रहण करने वाला हू । एवं विना नेत्नों के समस्त 
पदार्थों का स्वयं द्वष्टा है । 

क्‍ (सं: अंकण: श्रुणीति) वह विना कान के ही सब कुछ सुनता 
है । (सः बेंच वेत्ति) वह जानने योग्य सभी बातों को जानता हूँ पर 
उस ब्रह्म का ज्ञाता क्ोई नहीं है । उसी को महान्‌ तथा संवेश्रेष्ठ 
पुरुष कहा गया ह । अग्रूयम्‌>वही सर्वत्र विद्यमान था, उससे पहले 
कुछ भी नहीं था । । 

आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीत॑ । 
नान्यत्‌ किज्चन सिषत [ ऐतरेयउ०१॥१।२ | 
सव प्रथम परमात्मा ही विद्यमान था आँख झंपकाने वॉल 


पंचभभत् । 


अन्य कीई नहीं था । इस मन्त्र के द्वारा पूर्ण रूप से संगुण साकार. | 


परमात्मा का वर्णन किया गया हैं क्योंकि इदर्म- आदि का प्रयोग जो 
समक्ष विद्येमान हों, उसी का निर्देश किया जाता है। परमात्मा स्वंय॑ 


स्थिर होतें हुए सँतार के समग्र चेंर अचर को गति प्रदान करता है। 


उसी की शक्ति द्वारा संसार की सम्पुर्ण शक्तियाँ शक्तिमान हैं | इस 
संत्तार' चक्र का संचालक भी वही हैं। सभी के आत्मा में वही एक 
परमात्मा क्चिमान है और वह यन्त्र की तरह सभी का संचालन करता 
रहता है । जिस प्रकार कुलाल अपने चक्र को घ॒ुमाता है और अपनी 


ठ्छा के अनुसार निर्माण करता है, उसी प्रकार परमात्मा अपनी | 


माया द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ को अनन्त काल से नचाता चला आ रहा 
हैं जसे कोई यन्त्र घूम रहा हो और उसे पर लोग च॑ ढ़ेहों।. 
ईश्वर: सर्व-भृतानां हद शेषजु न तिष्ठतिं । 
भ्रासयंन्‌ सब-भूतानि यन्त्रारूहरानि सायया ।॥ 
[गीता १८।६१ |] 


0 25 ४» 5 3७4७ 5-__अर्क | मिलिए 


द बममेत्र ईशोपनिषद्‌ (0, )008 0 


अत्तः श्रुति अनुप्रह करती है कि भगवत््‌ कृपा विना संसार 
का कोई व्यक्हार नहीं चल सकता है। यह समग्र जगत्‌ उसी की क्वपा 
से गतिशील है भोर उसी को शक्ति को लेकर सब कुछ शक्तिमान भी 
हो रहा है | वह भयाक्रान्त भी करने वाला है । हाथ में वज्र उठाये 
हुए की तरह त्रास भी देने चाला है। इस गुप्त रहस्य का परिज्ञान 
जिस साधक 'को हो जाता है वह अवश्य ही भगवत्‌ अनुग्रह प्राप्त कर 
लेता है । उसका इह लोक और परलोक दोनों ही बन जाता है । 
दुदूरे तद्वन्तिके--का तात्पये कठोपनिषद्‌ में बड़े समारोहके 
साथ उपस्थापित किया गया है । भात्मज्ञ पुरुष अथवा भगवत्‌ भक्त कभी 
भी किसी से घृणा नहीं करता । वह तो सभी में अपने प्रभु का हो 
दर्शन करता है | इसी विचार से स्वामी रामानन्दाचाय ने “सर्च प्रपत्त- 
रधिकारिण: सदा” क़हकर श्री व०म०भा० में समस्त जीव जगत पर 
महान्‌ उपकार किया है त्तथा अपने रामजी का दर्शन सबमें किया है। 
उप्तो का प्रतिपादन भगवती श्रुति शाश्वत करती है । 
य इसमें मध्यदं आत्मानं जोीवमन्तिकात्‌ । 
ईशान भृतभव्यस्य न ततो विजुगुण्स ते ॥ एतद् तत्‌ । 
(कठोपनिषत्‌ २।१,५) 
द जो कर्मफल भोक्ता जीव के समीप अथवा भूत भविष्य के 
व्वामी परमात्मा या भगवान्‌ को जानता है ( तत: न विजुगुप्सते ) 
“है साधक उस ज्ञानलोंक के कारण क़िसी से भी धृणा नहीं करता 
प्रथा किसी से भयभीत भी नहीं होता । सत्य रूपमें वही स्वामी ब्रह्म है । 
तदन्तस्य सर्बेस्थ तदुपवेस्थाध्य बाह्मतः । 
यस्मिन्‌ सर्व यतः सर्बे यः सर्व॑ सर्वतश्च यः । 
यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मे सर्वात्सने नमः (। 
द द [ म०भा० ४७।५४ | 
५ पह समग्र संसार जिसमें स्थित है और जिससे सब की उत्पत्ति 
शती है । जो सब कुछ है । जो सभी स्थानों पर स्थित है । जो सवे- 


ये, दे द | | 
विश्वरूप, नित्य, शाश्वत, एवं सच का भरात्म स्वरूप है, ऐसे 


६ छह )] हरिभाष्य । 


सबेज्ञ कृपालु, दयालु परम पुरुष को नमस्कार करता हूं । यह साधक 
भक्त की भगवान्‌ के प्रति सच्ची शरणागति है ।  भगवत्‌ स्वरूप का 
बोघ होने पर भगवान्‌ को जीव सब कुछ, मानने लगता है । भगवान 
अन्तर्यामी रूप से स्वेत्र व्याप्त हैं ॥ वह ज्योतियोंके परम ज्योति 
अज्ञान अन्धकार से परे हैं । वसे परमात्मा समान रूपसे सर्वभय हि 
कोई स्थल ऐसा है ही नहीं जहाँ वह व्याप्त नहीं है । 
ज्योतिषामष तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्यं हृदि स्वस्थ विष्ठितम्‌ ।॥ 
। [गीता १३॥१७] | 
बह परमात्मा बड़े-से भी बड़ा एवं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहा 
गया है । समग्र: प्राणियों के हृदय देश में विद्यमान है । बुद्धि के तिमंत्र 
- होने से अथवा ,भगवत्‌ कृपा के बल से शोक से रहित पूर्ण ज्ञान से 
जिसकी सम्पूर्ण इह लौकिक: कारमंनायें (दग्ध हो गयी हैं, ऐसा भक्तया 
ज्ञानी महापुरुष हो उसे देखताः है.। 
अणोरणीयान्महतो महीयान आत्मस्य -जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ | 
तमक़तुः पश्यति-बीतशोको, घातु: प्रसादान्‍्महिमानसात्मनः !' 
(श्वेताश्वतर २।२०) 
यहाँ श्रुति द्वारा स्पष्ट हो -गया कि आत्मा सूक्ष्मातिसूक्षम एवंसवे-' 
व्यापक है | विशुद्ध अन्त:करण वाला संयमित साधक या भक्त ही उसकी 
ज्ञान या. प्रकाश ,ग्रहण कर सकता है । ऐसे परम पुरुष को जो जान / 
लेते हैं वहीं संसारमें,भगवत साह्निध्य प्राप्त करते हैं । 
एको देव: सवंभृतेषु “गृढः 'सवंब्यापी सवभुतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष:ः सवंभुताधिवास: साक्षी चेता केवलों निर्गुणश्च |! 
! [ श्वेताश्वतर ६११) 
इस . प्रकार सर्वव्यापक परमात्मा सब को अनुशासित सा 
हुआ कर्मों का फल भी वितरण करता है । सभी का आधार रा । 
' निवास स्थल भी वही है। अतः उसे जगप्निवास कहा जाता हैं सारी ] 
_ ज्ञेता केवलों निगुंणइच-सभी प्राणियों के शुभाशुभ कार्यों का अनुशार्य 
भी वही है । / 


पंचम मत ईशोपनिषद्‌ | ( ४७ ) 


पुष्पे गन्ध॑ तिले तल काष्ठ वह्निः पयो घृतम्‌ । 
इक्षों गुड तथा देहे पश्यात्मानं विवरेकतः || ७।२१ 
जिस प्रकार पुष्प में सुगन्ध, तिल में तेल, काठ में अग्नि,. 
दुग्ध में .घत और इक्षु में माधुय विद्यमान है उसी प्रकार इस शरीर 
में आत्मा व्याप्त है । इस अ्रक्ार ज्ञानी को विचार करना चाहिए। 


इस प्रकार साधक जीव में जब भगवत्‌ स्वरूप का बोध हो 
जाता हैं, यद्यपि यह कठिन बहुत -है । अनेक साध्रन भजन -पुजन, 
अध्ययन, योग, तप, समाधि, ध्यान, धारणा भाद्दि के द्वारा उपके दशत . 
हो पाते हैं । श्रुति कहती है “अध्यात्मपोगाधिगमेन अध्यात्म ,योग 
के प्राप्त होने पर (गह्वरेष्ठम्‌) गह्नरे , कठिने अनेका्थंसंकदे तिष्ठतोति 
गहृरेष्ठम्‌ अत्यन्त दुर्गंम एवं कठिन संकटों का आगमन, होने पर स्थिर 
रहा जा सके । उस पुरातन देव को जानकर.हुए॑ एवं शोक का परि- 
त्याग कर गढ़म् ८ भगवत्‌ प्रपत्ति रहस्यम्‌, अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्र॒पाति- 
रहस्य का .परिज्ञान हो जाने पर संसार के प्राकृत विषय अथवा -प्राकृत 
शोक भय से साधक भक्त कभी पत्ितु था भयभीत नहीं होता ओर 
गवान्‌ के स्वरूप का परिज्ञान हो जाने पर सांसास्कि विषय भक्त 
को अपनी ओर आक्ृष्ट नहीं कर सकते हैं | अध्यात्म योग भगवत 


स्वहपका दशन ही है । 


अत: उस परात्पर ब्रह्म का ज्ञान करने के लिए श्रोत्रिय, 
ब्रह्मनिष्ठ आचाय॑ की शरण ग्रहण करना अनिवार्य कहा गया हैं । 
क्योंकि ब्रह्मतंत्व अत्यन्त कठिन है | उसका ज्ञान आचाये के विना 
दृष्कर है । अतः श्रुति भगवती अनुग्रह करती है और साधक को प्ररणा 
देकर जगाती है 'उत्तिष्ठत जांग्रत प्राप्य वरात्िवोधत | क्ुरस्प था । 
निशिता' दुरत्यया, दुर्गँ पथस्तत्कवयो बदन्ति ।/ ( कठ० १।३।१४ ) 
| बोत्म तत्व के साथ जागने के 'लिए उत्कृष्ट आचाये को शरण ग्रहण 
करो । भगवत्‌ तत्व का ज्ञान गुरु की शरंण में जाकर प्राप्त करो | 
जो अतिसुक्ष्मदर्शी विद्वान हैं वे उस तत्व को अत्यन्त ती&षण क्षुरे को 


4 3, हरिभाष्य न मंत्र 


घार को तरह बहुत कठिन, दुगेम, विषम एवं संकट ग्रस्त कहते हैं । 
(गृढ़म्‌) का तात्पयें उपनिषद्‌ में व्यक्त किया गया है । 
एप सर्वषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते । 
दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सुक्ष्मया सुक्ष्मद्शिसिः ।। 
(कठोपनिषत्‌ १।३।१२) 
समग्र भ्तों में परम रहस्य रूप में यह आत्मा अथवा वह 
सवनियन्ता परमात्मा दृष्टिगोचर नहीं होता । यह उच्च कोटि के 
साधकों द्वारा सूक्ष्म चिन्तन के द्वारा दृश्य है, अन्यथा सामान्‍य लोगों 
के लिए बहुत कठिन है क्योंकि परमभक्त भगवत्तत्व का चिन्तन प्रायः 
निविकार रूप एवं सांसारिक विषयों से ऊपर उठकर ही विचार करते 
हैं । उन्हीं के लिए “त्वग्रुययाबुद्धया” का प्रयोग किया गया है। 
भक्त भगवान्‌ को सर्वत्र व्याप्त रूप में देख पाता हू । निज प्रभुमय 
देखाह जगत केहि सन क़रहि विरोध (रा० मा०) जो रात्रि संसार 
के लिए होती ह उसमें साधक योगी भक्त सवंदा जागता हैं ॥ अतः 


वह अमृततत्व का परिज्ञान भी क़र पाता है | गुढ़म्‌ ८ अत्यन्त ग्रुप्त- 


तत्व या रहस्यमय तत्व से तात्पय हे । 
यह अन्तरिक्ष अमृतमय पुरुष से अभिव्याप्त है । अतः प्राणिय 


के लिए यह मधु के रूप में स्वीकार किया गया है | इस शरीरमें वह 
तेज से परिपूर्ण पुरुष अमृतमय है | वही परम पिता परमात्मा है । 
उसी को अमृत एवं ब्रह्म भी कहा गया है । जो कुछ संसार में दुश्य- 
मान हो रहा है, वह सब कुछ ब्रह्म क़ी कृपा का क्षरण ही हैं । 
इसी का प्रतिपादन श्रुति .करती है-- अयमाकाशः सर्वेपां भुतानां 
मध्वस्या55काशस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम स्मिन्नाकाशे -तेमोसयो- 
5पम्रृतमय: पुरुषों यश्चायमध्यात्मं हृदाकाशस्तेजोमयो5सृतमय: पुरुषो5यमेव 
सयोध्यमात्मानमेवममृतमिदं ब्रह्म दं सवंम | ( वद्ध७ २१।५१।१० ) 
यह आत्मा भगवदंश है । उपयुक्त मन्त्र से स्पष्ट हो ग्रया 
कि ब्रह्म पद वाच्य श्रीराम तत्व का वर्णन वेद ने किया है। इसी की 


पुरुष रूप में श्रुति ने प्रतिपादन किया है। उसी को परात्पर ब्रह्मा... 


बंवम मन्त्र ईशोपनिषद ( ४६ ) 


४७०७८: ०६-८4 ि2< 


थ्षी कहा जाता है। उन परम पुरुष राप्र तत्व का ब्रह्म रूप में प्राण 

रूप जो ज्ञान कर लेता है, उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है । जिनके 

हृदय में यह बात घर ,कर गई है कि ब्रह्म ज्ञान शुष्क निरस एवं 

._ बुद्धावस्था की वस्तु है यह बहुत बड़े भ्रम की बात है । ज्ञान, वृद्ध 

 उबं यवा आदि नहीं होता । उसका ज्ञान बाल्प्रावस्था से ही होना 
चाहिए । जो ज्ञान बाल्यावस्था में नहीं होगा वह युवावस्था में नहीं 
होगा वह युवावस्था में भी उदय नहीं होगा । अतः ब्रह्म विद्या का 
अध्ययन प्रारम्भ से ही होना चाहिये । जब इन्द्रियाँ शिथिल हो 
जायगी तो ब्रह्म ज्ञान परक परिश्रम और आचार्य सेवा आदि काये 
नहीं हो सकता । ब्रह्म विद्याका परिज्ञान होने पर पुरुष अपनी आयु 
में नोरोग होकर भोग करता है क्योंकि उस ब्रह्म ज्ञानी का जीवन 
बड़ा संयमित हो जाता है । उसकी कभी भी असमय में मृत्यु नहीं 
होती । 'न वे तं॑ चल्षुजहाति न श्राणो जरसः पुरा । पुरं यो ब्रहमणो 
वेद यस्या: पुरुष उच्यत्रे ।” 


इस मानव शरीर को वेद में अयोध्या कहा गया है | यद्यपि 
अयोध्या देवताओं की पुरी है । अयोध्या में अक़ार का अथ भ्रोराम 
है । अकारो वासुदेवः । आठ चक्र नव द्वारों वाली अयोध्यापुरी यह 
भानव शरीर को कहा गया है | इसी पुरी में स्वर्ण वर्ण के समान 
प्रकाशित कोष है, जो परम तेज से आच्छादित है । 


. मानव शरीर को बैदों में देव पुरी के चाम से अभिहित किया 
गया है । इसमें अष्ट चक्र की प्रतिष्ठापना भी विद्यमान है । परम 
तेज का बन तो साक्षात्‌ ब्रह्मपद वाच्य श्रोराम तत्व के रूपमें तिरू- 
पैत किया गया है । परम तेज परात्पर तत्व ही कहा गया है । 
कर वासुदेव:” के अनुसार श्रीराम तत्व श्री अयोध्या के कण-२ 
2 अनुस्यूत है | . भगवान्‌ श्रीराम परब्रह्म स्वरूप हैं एवं सभी देवों 
. 3 पूरक हैं। अकार का अर्थ भगवान्‌ वासुदेव, यकार का अथे ब्रह्मा 
* उक़ार का अथ रुद्र होता है । अतः अयोध्या पुरी ब्रह्म हत्या 


तो हरिभाष्य तु मं० ५;॒ 
आदि पापों से जीवों की मुक्त करने वाली है | दो अयोध्या का वर्णन 
आता है । पहली अयोध्या भूतल में और दूसरी अयोध्या लिपादविभूत्ति | 
में स्थित है | तत्वतः दोनों एक हैं । भूतल्‌ पर स्थित अयोध्या श्री 
रास जी की लीला स्थली है | त्रिपाद विभूति की अयोध्या श्रीराम 
जी को भोग स्थली है । क्‍ 

भोग स्थान पराउ्योध्या लीला स्थान _त्वियं भूवि । 

भोग - लीलापती रामो निरंकुश-विभूतिक़: ।। 


शिव सं० २। १८ 
अयोध्या नन्दिनी सत्या नाम साकेत इत्यपि । 


कोशला राजधानी च ब्रह्मप्रपराजिता ॥ 
श्री अयोध्या का अपर नाम साकेत शी कहा ग॑ 


ब्रह्मपू: का तात्पय परब्रह्म श्रीराम से है । स्पष्ट रूप में 
हैं कि अयोध्याके सम्बन्ध माज्रसे पर 


या है।॥थओई। 
अनुग्रह किये 
गपद प्राप्त हो जाता है। 
चरण नहीं कर सकते, न ज्ञान. 
हीं कर पाते । यह ब्रह्म तेंजसे 
कऊँताथ करती रही है।यहाँ 
' “जे पतज़ आदि इसभूमि के | 
स्पश मात्र से परम पद प्राप्त करते हैं । आदि पुराण जैनियों का है, हः 
उम्तमें कहा गया है कि 'विश्व के कम भूमि अयोध्या प्रथम नगरी 
है । इंस नगरी को आध्यात्मिक संम्पदा अंपंना विशेष महत्व स्थापित 
फरती हैं।' “नेंति नेति” का प्रतिपांदन करने वाले वेद भी इंसके वे भव 
का गान करते हैं । क्योंकि यहाँ की भूमि के प्रत्येक कणमें ब्रह्म, रस... 
रूपमें परिणत होकर (बालक बनकर) क्रीड़ा किया है ॥ अर्थववेदमें अष्ट- 
चक्र, नव द्वारों का जो वर्णन हुंआ है बह योग की भी दृष्टि से मानव. 
शरीर का वर्णन है। इसमें भी +रात्पर तत्व अर्थात्‌ जो शक्ति केखद 
हैं वंह भी रामतंत्व ही है, जिसका वर्णन कोष्ठक के रूपमें प्रस्तुत है- 


ईशोपनिषद्‌ ( ५१ ) 


>>4+8.- ० 32-25 . +>शलाओ 
हु ऋषए७क ह 


ई पंवर्म मंत्र 
क्रम सं० ताम स्थान 
। भूलाधार चक्र गुदा के पास जहाँ पृष्ठवंश रीढ़ की हडडी 
२-  स्वाधिष्ठान चक्र गुदा तथा नाभि के बीच में 


ही मणिपुरक चक्र नाभि स्थान में 
 अनाहत चक्र. हंदय स्थात्त में 
विशुद्धि चक्र कण्ठ स्थान में 


( 
६-. ललना चक्र जिह्वा मूल में 
७-. आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच में 


४८- सहस्रार चक्र मस्तिष्क में 
सौमा-दो नेत्र, दो कान, दो नाक, मुख, गुदा और शिश्त यह 
नवद्वार वाली पुरी अयोध्या है। इसमें देवताओं का निवास स्थान ह। 
.. रोग शास्त्र में इन चक्रों का अपना विशेष महंत्व है । कुछ 
तोग अपने-अपने ढंग से इसकी व्याख्या किये हैं। योग शब्द, युजिर्‌ 
योगे धातु से निष्पन्न होता है। जिसका अर्थ संधान या निशाना होता 
है। हृदय में श्रीरामतत्व का संधान या उपासना करना ही अयोध्या 
का परम तात्पय है । अयोध्यावासी सन्‍्तजन, योगी, तपस्वी, उपासक 
पप्ती श्रीरामचरित्र श्रवण, उन्हीं का अनुसंधान, उन्हीं का दर्शन आदि 
का आनन्द स्दव लेते रहे | महाराज दशरथ कौशल्या ने भी श्रीराम 
की उपा्तना, ध्यान, उपवास ब्रत सभी श्रीराम के लिए ही करते रहे । 
$ य्र, नियम पालन या तप आदि श्रीराम के लिंए ही है । भतः यह 
गगरी परम तेजस्वी एवं प्रकाश पुझज के रूपमें वर्णित है | बह्म पर 
गे चिन्तन, मनन, अनुमोदन, अयोध्यापुरी में संदेव होती रहा है ' 
क्‍ गन हिरण्मये कोशे' ब्रह्म ज्ञानियों की पुरी भी अयोध्या कही 
। 'यी है। अत: अत्यन्त तेजस्वनीपुरी के रूप,इसका वणन वैदोंमें प्राप्त 
गा श क्थोंकि इस भूमि में ब्रह्म तेज का प्रवेश हुआ 'है। यह परम 
। कर परी है । सदा अपराजिता है'। इस अपराजैय प्रकोश से परि" 
द हे पा भक्ति, प्रपत्ति से ओतब्रोत उपासना: से लालित, गा 

झतेज का प्रवेश हुआ-- 


लिओंओ, ऑं ७ जाओ | 


५ और, .) हरिभाष्य हे 


प्रश्नाजमानां हरिणीं यशसा संपरोव॒ृताम्‌ । 
पुर हिरण्सयीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌ १ 


| 


वेदिक परम्परा में वेद मन्तरों क्वा तात्पये प्रायः स्तुति परक है जिसका 
तात्पर्य उपासना या भक्ति से है । उसी अथ में अयोध्या का वर्णन 
किया है | कर्मयोग और ज्ञानयोग भी अन्त में भक्ति या उपासनामें 
हो परिणत होते हैं क्योंकि जीवन का विलाप विना भगवंत्‌ उपासना 
के निवत्त नहीं होता है । अतः अयोध्यापुरी के रूपक द्वारा श्रीराम 


तत्व के वैभव का वर्णन किया है । अयोध्या अपराजित इसीलिए है 


कि यहाँ की भूमि भगवेत्‌ भक्ति से परिपूर्ण है । इसी तत्व का निरूपण 
मुण्डकोपनिषद्‌ में भी किया गया है । 

हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 

तच्छ्न ज्योतिषां ज्योत्रिस्तद्यदात्मविदों विदुः ।। 


[मुण्डक० २।२।४ |. 


अर्थात्‌ पर कोश में स्थिर स्वर्ण कान्ति से भूषित निष्कल- 
परमशुभ्र ज्योति रूप ब्रह्म स्थित है । आत्मज्ञ ( उपासक ) ही उस 
रहस्य का ज्ञान कर सकते हैं | कुछ विद्वानों का मत है कि यह हृदय 
का वर्णन किया गया है । वेदों में नवद्वार रूपी शरीर का वंणेन भी 
मिलता है | उसमें पुण्डरीक शब्द भी आया है । पुण्डरीक का वर्णन 
प्रायः भगवान्‌ के लिए ही आया है ॥ 

_ पुण्डरीक नव द्वारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतम्‌ । 
तस्मिन्ययक्षमात्मन्वत्तदं ब्रह्म विदो विद्ुः ॥॥ 


[अथवें० १०।८।४ र |. 


:( पुण्डरीक॑ नव द्वारम ) का तात्पय इस शरीरमें स्थित सहर्त 
कमल तीन गुणों अर्थात्‌ सत्व, रज, तम अथवा ज्ञान कमें, उपासना, 
से आवृुत है। हृदयमें स्थित भगवत्‌ स्वरूप देव विद्यमान हैं, उस रहस्य 


को मात्र साधक भक्त ही जानते हैं । ब्रह्मविदः-- का तात्पये भगवर्त _ 


। (अथवं०, केनसूक्त १०२३३) 
बैदों में परमात्मा एवं आत्मा का वर्णन सर्वत्र मिलता है परन्तु 


2 | 
># >< >-व्यहड304 - 5ज्ं 2525 बढ 


पंचम मंत्र ईशोपनिषद्‌ ., [४६ || 


स्वरूप के बोध से उसका अनुभव केवल साधक भक्तजन ही कर पाते 
हैं। भगवत्‌ स्वरूप का सम्यक्‌ बोध मात्र भक्त को ही होता है । 
ब्रटमज्ञानी का ध्यान भी” अन्तिम में भक्ति का ही रूप धारण कर लेता 
है । ब्रह्म बोध विना भक्ति के हो ही नहीं सकता है। बिना आधार 
के चिन्तन होना कठिन है । यदि आधारमें सेवक-स्वामिका सम्बन्ध 
नहीं होता है तो प्रम उत्पन्न नहीं होता । इसका सुन्दर वर्णन यजुरवेद 
में किया गया है कि भगवान्‌ की कृपा का क्षरण अहरह समग्र जीवों 
पर हो रहा है । इनमें विशेष कृपा का पात्र क्रोई-कोई हो जात है। 
जो संसार के समग्र क्रियाकलाप का दर्शन भगवत्‌ स्वरूप तथा उस 
प्रमात्मां को समझता है वही सच्चा बोध प्राप्त कर पाता है । 
वेनस्तत्पश्यल्चिहितं गुहा सद्यत्र विश्व॑ भवत्येकनीडम । 
तस्मिन्निदं सं च वि चति, सर्व स5ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ।! 

[ यजुर्वेद ३२८ | 

(वेनः) भक्त उस परमात्मा या भगवान्‌ को देखता है जो हृदय 
में स्थिर रहता है । (यत्न विश्वंम्‌ एक नी भवर्ति जहाँ यह समग्र 
संसार एक परिवार की तरह स्थिर हो जाता हैं उस परमात्मा के 
चरणों की छत्न-छाया में संलग्न हो जाता है अथवा उच्च परमात्मा 
में मिल या लीन हो जाता है और सृष्टि का सृजन होते समय उससे 
भिन्न हो जाता है | ( सविभूः ) वह कण-कण में व्याप्त परमात्मा 
सम्पूर्ण संधार के प्राणियों में भी पूर्ण रूपेण व्याप्त है । 

इसका तात्पयं है-यह समग्र विश्व ईश्वर को विलास स्थली 
हू । सम्पुर्ण संसार उसी के मित्र पुत्र होते हैं । अतः उसके समीप 
कोई भेद नहीं रह जाता हैं । उसके सभी प्रिय होते हैं । जैसे एक 
पिता के कई पुत्र होते हैं, सभी क़ा स्वरूप, चाल चलन, प्रवृत्ति आदि 
में भिन्नता होती है, पर पिता क्रा प्रेम सभी के ऊपर सम रूपसे होता 
है उसी प्रकार ईश्वर द्वारा उत्पन्न यह संसार उसके लिए प्रिय'होता 
है । सम्बन्धों में भिन्नता हो सकती ह पर पिता के कृपा का क्षरण 
तभी के ऊपरबराबर होता हैं। (स्वविदः अम्यनूषतू अथवं० ९॥)॥ 


(७४४) हरिभाष्य ् मंत्र 


तत्व को जानने. वाले विद्वान भक्त उसकी उपासना करते रहते है। 


उस परमात्मा का प्रकृति ने दोहन करके अनध्य शक्तियों का उपयोग 
अपने ढंग से किया ह। इस प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। 
उसकी कृपा सभीके ऊपर हू । सवव्यापक परमात्माका वर्णन उपनिषक्षों 
में विविध प्रकार से किया गया हू । 


सो5कामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति | स तपो$तप्यत । तेत्ति० २६ 


उसने कामना की है कि मैं बहुत रूपों वाला हो जाऊँ और 
प्रजा "उत्पन्न करू | उसने तप किया । (वैन:) का तात्पये यह है कि 
समग्र विद्याओं से विभूषित होना । जो ज्ञानी होगा, वह उच्चक्ोटि 
का उपासक भक्त अवद्य होगा । विना भक्तिके ज्ञान पच ही नहीं सकता | 


जो भगवान्‌ का अनन्य भक्त होगा, ज्ञान सम्यक्‌ रूपसे उसी को पच्॒ 


पायेगा । भक्ति के, विना भगवत्‌ साक्षात्कार होना असम्भव है, चाहे 
कितना भी प्रयास क्‍यों न किया जाय। उसने तपश्चरण पूर्वक संसार 
की सृष्टि को है । 
स तपस्तप्त्वा इद सबम्‌ .असृजत्‌ यदिदं कि च । तंत्ति० २।६ 
तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌ । 


निरुक्त चानिरुक्त च। निलयनं चानिलंयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं _ 


च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ | यदिद कि च। तत्सत्यमित्याचक्षते | 
तदप्येष शलोको भवति ॥ तेत्तिरीय उ७ २।६ 
अर्थात्‌ परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करके उसी में प्रविष्ट हो 
गया और मूत्ते अमूरत्ते हो गया | साधार-निराधा र, निर्वेचनीय-अनिवे- 
चनीय, विज्ञान-अविज्ञान, सत्य और असत्य सर्व॑रूपमें प्रकट हो गया । 
अतः यह दृश्यमान्त ज़गत्‌ भी सत्य ही है क्योंकि यह सब कुछ उसी 
परमात्मासे ही प्रकट हुआ है। अतः इसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता हैं! 
सृष्टि के उत्पन्न होने के पहले यह सम्पूण जगत्‌ अव्यक्त र्पसे 
विद्यमान था । अव्याकृत रूपमें इसकी सत्ता एवं स्थिति विद्यमान थी 


उसी परमात्मा द्वारा द्वारा इस नाम रूपात्मक जगतकी उत्पत्ति हुई ' " 
उस ब्रह्म ने अपने को ही उसी रूपमें परिणत कर लिया । यही कार द 


दम मंते ईशोपनिषद्‌ (४५) 
ह यह रूप नाम का जगत्‌ प्रकाश रूपमें आज भी दृष्टिगोचर हो रहा 
ह। यह उस परमात्मा का ही प्रकाश एवं विकास है । ब्रह्म द्वारा 


परह संसार स्वत होने के कारण उत्तम है, इसमें कोई दोष नहीं है। 


यह समस्त जगत्‌ भगवान्‌ का स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ भी 
. कहीं भी तहीं है | वही परमात्मा सबमें व्याप्त है। सभी प्राणियों 
का तियमत करने वाला वही है। इसकी पूर्ण व्याख्या ऋग्वेद के एक्र 
पत्र में बड़े सुन्दर प्रकार से की गयी है । 


रूप॑ रूप प्रतिरूपो बभुव, तदस्थ रूप प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो माया भिः पुरुरूप ईयते, युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश | 


[ ऋग्वेद ६।४७॥ १८ ] 


संसार के प्रत्येक जड़ चेतनमें ब्रह्म व्याप्त है और वही पदार्थ 
के रूपमें प्रकट भो है | भिन्न-भिन्न प्राणियों के रूपमें वह दृश्य हो 
रहा है। उसका प्रतिविम्ब प्रत्येक पदार्थमें विद्यमान हैं । अपनी अनन्त 
पाया शक्ति के द्वारा विविध रूपोंको धारण करता है। तथा (हरयः) 
उप्तके रश्मियों क़ा प्रसारण अहरह जगत्‌ के लिए सदव होता रहता 
_ है। क्यवा (हरयः) का अर्थ जीवात्मा का वांचक है । समग्र जीवा- 
पात्रों को प्रकाश प्रदान करता रहता है । अथवा अपनी कृपा को 
_ वर्षा सदेव करता रहता है । 0008 


है 'अय॑ वे हरयो5्यं वे दशच सहर््लाणि च बंहूनि चानन्तानि च | 
दितद्ब्रह्मापृवं मनपरमनन्तरमब ह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वोनुभूरित्यनु- 
 गासननम्‌॥। यह जीवात्मा दश हैं। हजार हैं। बहुत हैं, अनन्त हैं, वह 
_ हा अन, अपर, अन्‌ अनन्तर तथा अबाह्य है। उसके पृवे कुछ भी 
। हों था । इसके तुछ्य अन्य कोई नहीं है ! इसके अन्दर कुछ नहीं 
' |! इसमें कुछ व्याप्त नहीं है ।. इसी में संब कुंछ व्याप्त है. इसके 
यु है? कुछ भी नहीं है। सभीक़ो यही सेब ओरसे आवृत्त किये हुए है । 


( ४६ ) हँरिंभाष्य '.. फंष्उ मैंत्र 


पष्ठ मन्त्र 
दीघतमा ऋषिं:। आत्मा देवता । निचुदनुष्टुप्‌ छन्द:। गान्धार: स्वर: । 
यस्तु सर्वाणि भतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । _ 
सवभ्तेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ।| यज्गु० ४०६ 
अन्वयार्थ 
जो समस्त जड़ चेतन चराचर जगंत्‌को परमात्मा में हो स्थिर 
. रूपसे दर्शन क़रता है तथा सम्पूर्ण प्राणियों एवं पदार्थों में परमात्मा 
का दशन करता है, ऐसा महापुरुष कभी भी किसी से घृणा नहीं करता 
और किसी का तिरस्कार भी नहीं करता है । 
५ भाष्य 


भाव यह है कि भगवान के भक्त समस्त प्राणियों में अपने 


प्रभु का हो दशन करते हैं । प्रभु का स्वरूप संमभंकर वे किसी का 


भो तिरस्कार तहीं करते, बल्कि प्रसन्ने होते हैं । 


आत्मज्ञ लोग समस्त भूत प्राणियों को अपने आत्मा में ही 


दर्शन करते हैं । आत्मा से पृथक कुछे नहीं देखते हैं । सर्वभू्ती में | 


आत्म दर्शन करते हैं | समस्त प्राणियों को वे अपना आत्मा ही 
मानते हैं। अतः किंसी से घृणा करने का प्रइन ही नहीं आता है। 
इसे मन्त्र में विश्व बन्धुत्व की ब्लावना को महत्व दिया गया 
है । जो महापुरुष ज्ञानी या भगवान्‌ के भक्त हैं वे संवमें भंगवानका 
ही दशंन करते हैं, वे किसी से भी घृणा नहीं करते हैं । वे समभते 
हैं कि संसार के प्रत्येक प्राणियोंमें भगवान्‌की क्रपा विद्यमान है और 
सबमें भगवान्‌ विद्यमान हैं, ऐसा समभकर वे किसी से भी घुणा नहीं 
करते बल्कि सभी से प्रेम करते हैं । निज प्रभू मय देखहि जगत केहिं 
सन करंहि विरोध । ।(रा०मा०)भगवान गीतामें अनुग्रह करते हैं । 
सर्वभृतस्थमात्मानं स्वंभूतानि चात्मत्ति । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समद्शंत्तः ॥। गीता ६।२८६ 


हंष्ठमंत्रे ईशोपत्तिं षद्‌ ( ४७. ) 


योग युक्त ज्ञानी महात्मा प्रायः समदर्शी हुआ करता है | वह 
भी में ईश्वर का ही दरशन करता है । संपारके प्रत्येक प्राणियों एवं 
पदार्थों में भगवान्‌ या परमात्मा का ही दरशन करता है। इस संसार 
में सभी प्राणी भगवान्‌ से उत्पन्न हुए हैं। वे चाहें कितने भी शत्नु-या 
मित्र हों, पर विचार करने पर सभी एक दूसरेसे पूर्ण रूपसे जुड़े हुए 
हैं । क्योंकि सभी लोग भगवानके अंश हैं। जीवात्मा के रूपमें संसार 
में स्थित हैं, जो एक मालाकी धागाकी तरह एक में ही पिरोये हुए हैं । 


साथ ही हमारा प्रांण वायूं आत्मा की सहचारिणी के रूपमें 

भी काये करता हैं | प्राण वायु के माध्यमसे संसार का प्रत्येक प्राणी 

जीवित है ! उसी के सहारे घ्वाप-प्रतिश्वास का संचालन होता है । 

अतः वायु को सूत्रात्मा कहा जाता है । परमात्मा तो जीवात्मा एवें 

वायु में भी व्याप्त हैं ऑर परमात्मा में ही स्थिर है । वायु, सुये, 

अग्नि, चन्द्र आंदि देवों की भाँति माणियों की माला को तरह गूथा 

हुआ है। इस सूत्रकों पिरोनें वाला निश्चय ही परमात्मा है । परमात्मा 

को वेदों में सूत्र का भी सूत्र कहा गया है-- द 


यो विद्यात्सुत्र विततं यस्मिच्नोतर प्रजा; इसा: | 
सुत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्स विद्याद्‌ अह्मर्ण महत्‌ ॥ अथर्बे० ९०। ८दारे७ 


जो सर्वत्र उस फंले हुये सूत्रको जानता हैं, जिसमें . यह समस्त 
प्रजा पिरोई हुयी है, जो उस सूत्र के भी सूत्र को जानता है, वह 
साधक ब्रह्मतत्व को अच्छो तरह से जानता है । उस ब्रह्ममें ही यह 
समस्त जगत्‌ अनुस्यूत है.। समस्त प्राणी एवं पदार्थ माला को तरह 
पिरोये हुए हैं, जैसे माला के धागेमें मणियाँ। भगवान्‌ गीतामें अनुग्रह 
करते हैं कि हे धनंजय ! इस संसारमें मुभसे भिन्न कुछ भी नहीं है । 
यह समस्त जगत मुभमें उसी तंरह पिरोया हुआ है जैसे माला में 
मणियाँ । इसी तत्व को भगवान और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 
जैलमें मैं रस हुँ। सूर्य तथा चनद्रमामें प्रक्ताश हू । समस्त बैदोंमें प्रणव 
भेथवा 3७ ह* | आकाशमें शब्द तंथां पुरुषोंमें पुरुषत्व हो । 


| घृह हेरिभाष्य सप्तम बंद 
रसो5हमप्सु कोस्तेय प्रभात्मि शशिसूर्ययोः । 
प्रणयः सर्ववेदेषु शब्दःखे पौरुष॑ नषु ॥ गीता ७।८५ 
बोजमां सर्वभृतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धिबुंद्धभतासस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ।। गीता ७।१० 
हे अजु न ! मैं ही समस्त भूतोंका सनातन बीज अर्थात्‌ कारण. 
हु । और मैं हो बुद्धिमानोंकी बुद्धि तथा तेजस्वियोंका तेज भी ह'। 
इस प्रकार भगवद्‌ भक्त जब समस्त प्राणियों में भगवान्‌ का दर्शन करता 
है। भक्ति, ज्ञान, वराग्य द्वारा जब उसकी बुद्धि में समत्व आ जाता है, 
तो वह प्रभु का सान्निध्य अवश्यही प्राप्त कर लेता है क्योंक्ति उसकी 
दृष्टि भगवदमयी हो जाती है.। मन्त्र में इसीलिए “'ज्ञ विजु गुत्सते”” 
क्रिया कही गयी है । न घृणा करता है न ही किसी में संशय करता 
है । जब वह घृणा संशय, एवं भयसे रहित हो जाता है और प्राणी 
मात्र के मंगलमें संलग्न हो जाता है तब वह भगवानको अत्यन्त प्रिय 
हो जाता है क्‍योंकि उसके उत्थानक़ा वह चरम उत्कषका समय होता 
है । जिसको वह अनायास ही प्राप्तकर लेता है। जिनके समस्त पाप 
विनष्ट हो गये हैं, जो सभी का कल्याण चाहते हैं ऐसे संयतेन्द्रिय 
परमात्मा के प्रति पूर्ण समपित हो जाते हैं। उनको भगवान की कृपा 
हो नहीं जाता है। इस 


अथवा ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने में संशय रह 
प्रकार एसे ज्ञानी भक्त भी प्रमपद के अधिकारी हो जाते हैं और 


उनका जीवन संसारमें सार्थक हो जाता है । 


क्‍ सप्तम मन्त्र 
दीघंतमा ऋषि: । आत्मा देवता | 
यस्मिन्ह सर्वाणि भुतान्यात्मैवा 


निचृदनुष्ट्प ठच्द: । गान्धा रः स्वरः 
तत्र को मोह कः 


भूद्दिनानतः । 
शोक: एकत्वमनुपश्यत: ।॥ यज़ु ? ४०।७ 


सप्तम मन्त्र न्‍ इंशोपनिषद्‌ ( ५४६ ) 


भाष्य-- 
ज्ञानी पुरुष की दृष्टिमें  त जगत परमात्मा के रूपमें ही 
भासित होता है। जिस योंगीको दृष्टिमें समस्त चराचर जगत्‌ भगवद्गप 
दिखाई पड़ता है उसको शोक और मोह दोनों नहीं होते । एसे महा- 
पुरुष को परमात्माके अतिरिक्त संसारमें कुछभी नहीं दिखाई पड़ता । 
पुरुष एवेदं सर्वे यद्भूत यक्च पाव्यम । 
पादोउस्य सर्वा भुतानि त्रिपादस्यामृतं दिधि ॥। (सामवेद) 
भूत भविष्य वत॑मान्त, तीनों अवस्थामें वही पुरुष ही विद्यमान 
था । उस ब्रह्मके केवल एक पाद (अंश) से समस्त सृष्टिका निर्माण 
हुआ है और उसके तीन पाद यद्युलोक में अपने अमृत स्वरूप में स्थित 
है । ब्रह्म को सत्ता बहुत बृहद्‌ हैं । यह ब्रह्माण्ड उप ब्रह्म का केवल 
एकांश है । 
ब्रह्माप॑णं ब्रह्म हविब्नंह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्यव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमं-समाधिता ॥। गीता ४। २४ 
ब्रह्म ही कर्म है | ब्रह्म कम में समाधिस्थ ब्रह्मवेत्ता योगी के 
लिए हवि अपंण करने वाले उपकरण, अग्नि जलने हेनु हथवि तथा 
अग्नि सब ब्रह्म रूप ही कहा गया है । हवन क्रिया भी ब्रह्मरूपमें हो 
वणित की गयी है । समाधिस्थ योगी का गन्तब्य भी ब्रह्म ही है । 
ब्रह्म अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 
ब्रह्मवदममृत॑ पुरस्तात ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
. अधश्चोध्वेचप्रसूतं ब्रह्मवेद विश्वमिदरं वरिष्ठ्म्‌ ।। 

, [मुण्डक उ० २।२।११] 
हमारे समक्ष यह अमृत ब्रह्म है.। ब्रहा ही आगे और पीछे है। 
| प्रेहा हो दाहिने और ब्रटम ही बायें है तथा नीचे ऊपर भी ब्रह्म ही 
ई हैं । यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म ही है । 

.... श्रह्मतत्व की व्याख्या छान्‍्दोग्योपनिषद््में बहुत सुन्दर की गयी 
५ है। पह आत्माही आगे, पीछे, उत्त र, दक्षिण स्वेत्ञ आत्माका ही विस्तार 


जब) हे रिंभाष्य सप्तम मंत्र | 
है "आत्मा एवं अधस्तात्‌, आत्मा उपरिष्टादं, आत्या उच्स्ताद आत्मा 
देक्षिणत पु] 
इस प्रकार उपयुक्त मन्त्र का तात्पय बड़ा विलक्षण है । जो 
साधक संसार के प्रत्येक कण एवं क्षणमें अपने प्रभका ही दर्शन स्वत. 
करता है वह संसारसे निर्भय है | मोह, शोकके लिए उसके जीवमनमें 
अवकाश ही नहीं रह जाता है। भगवत्‌ अनुभूति होनेके पश्चात्‌ शोक | 
एवं मोह भक्त को बाधित कर ही नहीं सकते हैं । मोह एवं शोक, 
तथा भय उन्हीं लोगों को बाधित करते हैं जो संसार के ही विषयों, द 
क्रियाओंमें बँधे हुए हैं। जो इससे ऊपर उठ चुके हैं उनको किसी काल | 
में ये मनोविकार अनुबन्धित नहीं कर सकते । इस प्रकार आचार्योंे | 
अपनो-अपनी अनुभूति भिन्न-भिन्न तरह से की है। शोक एवं मोहतो ' 
सगे सहोदर हैं । जब हृदय संकुचित हो जाता है तभी मोह, शोकसे 
बंधता है। आत्मा शब्द पर विचार करनेसे उसके कई एक अथे निकल | 
आते हैं। इसका विचार निरुक्तकार ने कई प्रकारसे किया है-- 
“योहतति व्याप्नोति स आत्मा” जो समस्त जगतमें निरन्तर ' 

व्यापक हो रहा है वह आत्मा है । उणादिमें सातिभ्यां मनिनुमनिणों 
(४।१५४) की व्याख्यामें लिखा गया है--अतति निरन्तर कमफलानि | 
प्राप्नोति, व्याप्नोत्ति वा स आत्मा । निरन्तर कमंफल प्राप्त करने के 
ऋरण आत्मा दब्दका अथ जीवात्मा होता है। सत्र व्यापक होनेके | 
कारण आत्मा शब्द का दूसरा अर्थ परमात्मा होता । 
आत्माठतैतैर्वा, आप्ते्वा अपि वा इंच स्यांत्‌ यावद्‌ त्याप्तीभूत इंति । | 
(क) आत्मा-अतत्ते आत्मा सतत गतिमान हैं, सक्रिय है | | 

([ख्र) आध्ते:वा - आत्मा सर्वव्यापक है । 

न गा हर (2 व्याप्तीभूत इति | यद्यपि गोवा 
है । इसका तात्यय है किय अत तह बयां । 
है जीव जितना सूक्ष्म या बृहृद्‌ रूप॑में वि 


मान रहता है उस शरीरके प्रत्येक रोम में जीवात्माकी शक्ति व्यार्गी 
रहती है । । 


ः (प्तम मंत्र ईशोपनिषद्‌ 


(१ है ४) 


आत्मा शब्द अत सातत्यगमने धातु से मनिन प्रत्यपय लगकर 
_ क्षष्पन्न होता है । अतः शाब्दिक अर्थ है-सतत गतिशील, श्रयत्तनशील 
(था प्राप्त करनेकी चेष्ट्रा वाला। गतिके प्रमुख रूपसे तीन अर्थ होते 
है, गम्यते, शञायते, प्राप्यते | अर्थात्‌ मार्गेमें जाना था चलना, जानना, 
और प्राप्त करना । ससार शब्दका तात्पय गतिमान होता है, जो सदा 
चलता रहे | संसरति गचुछति इति संसारः | यह संसार परिवर्तनशील 
है सनातन प्रवहमान है। “विषूचीना विश्वगामिनौ' सर्वत्र गमन करने 
वाले, वियन्‍्ता बहुगामिनौ-नाज्नाप्रकार के गमन करने वाले हैं। इसका 
तात्पयय है आत्मा तथा शरीर संसार में भिन्न-भिन्न रूप से चलने वाले 
हैं। कोई रंगता है । कोई कदता है। कोई फुदकता है। कोई उड़ता है । 
अतः जीवात्मा बहुगामी कहा गया है। वसे कोई धरतो पर कोई 
बल में चलता है अत: विश्वगामी कहा जाता है | गमन में भी विविधता 
है। उसीके अनुसार सभी लोगों को क्रियायें हैं। आत्मा तथा परमात्मा 
में अनेक गुण भिन्न -भिन्न हैं और कुछ समान भी हैं ऐसी स्थित्तिमें विचार 
करने पर ज्ञात होता है--आत्मा-परमात्मा परिभाषा और मात्रा भेद 
लात स्वीकार किया जा सकता है अत: परमात्मा में पिता-पुत्न का सम्बंध 
है । आत्मा एवं परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु या तत्व है ऐसा नहीं जान 
ता | यह बात अनेक वेद ग्रन्थों में वणित किया है। 
 ममबांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
न: षष्ठानोन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि क्षति ॥ (गोता १५७) 
. इस शरीर में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वही प्रकृति में 
स्थित मन सहित पाँचों ज्ञानेन्द्रियों को.आकर्षित क़रता है । 
पे स्त्री त्वं पुसानसि ,त्वं' कुमार उत वा कुमारी । 
'वें जोणों दण्डेत बच्चस्ति त्वं जातो भवति विश्वतोमुखः ।। 
मत 28070 (अथववं ० १०८।२७।) 
े है प्रभो ! आप ही स्त्री हैं आप ही पुरुष एवं कुमार तथा कुमारी 
जा आप ही बृद् होने के कारण दण्ड के सहारे चलते हैं। इस संसार 
.. 'ति प्राणी आप ही केः स्वरूप हैं और आप ही उत्पन्न होते हैं। ' 


रा हरिभाष्य भप्तम मंत्र 


अतः इस संसार में जो भगवान्‌ की उपासना करते हैं उनकी ही 


उच्चावस्था को स्थिति बन पाती है। यह णीव परमात्मा से ही उत्पन्न 


होने के कारण अमृतपुत्र भी कहा जाता है यह उस परमात्मा क। 
ओर अग्रसरित हुआ था परन्तु माया तथा प्रपञच से प्रभावित होकर 
अपना वास्तविक लक्ष्य भूल सा गया । अतः अनन्त ज॑न्मों से भवाटवी 
में भटक रहा है। उसके उबरने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो वाता है | 
अनन्‍्तकाल से यह आत्मा, परमात्मा से मिलने के लिए लालायित है पर 


उसको ऐसा सत्य अवसर नहीं मिल पाता कि अपने जीवन को वह 
निहाल कर सके | 


आत्मा यद्यपि परमात्मा से ही प्रकट हुआ है, वह उसी का पुत्र है। 
अतः अपने दयालु पिता से मिलने के लिये यह स्देव उत्कण्ठित रहता 


है । वहाँ पहुँचने के लिए यह सदेव व्याकुल रहता हैं। उसके सान्निध्य 


के लिए यह सदेवरत रहता है परन्तु- यह गुण साधन ते नह होई। 
तुम्हरिहि कृपा पाव कोइ कोई ।। जब तक़ उसको कृपा नहीं होती तब 
तक उसका साजन्निध्य मिल पाना अध्यन्त कठिन है.। अत: भक्त सदेव 
इसीमें प्रयत्नशील रहता है. कि भ्रभु का दर्शन कब हो जाये। 
" >यमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न सेघया न बहुना श्रुतेन. । 
यमेवंष वणुते स तेन लम्यस्तस्यष आत्मा विवणते तन स्वाम ।। 
क्‍ काठकोपनिषद्‌ १।२॥२३ 
त्मा नः प्रवचन न॑ बुद्धि 
करने से प्राप्त होता है, यह 


का आत्मा का: विस्तृत वर्णत्त माण्ड्‌- 
क्योपनिषद्‌ में किया गया है । नान्‍्तःप्र रु 


प्रजानघन न प्रज्ञं नाप्रज्ञम | अद॒ष्टप्रव्यव 
मव्यप्रदेश्यमेकात्मप्रत्ययसा रप्रप्श्चोपशम्र 
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय: 


हाय॑मग्राहपमलक्षणम चिन्त्य- 
शान्तं शिवमद्गंत॑ चतुर्थ 
| ( साण्हक्य ० ।७।। ) बह न अन्तर प्रज्ञा 


गया है। वेदों में इसीलिए आत्मा एवं पर- । 


ज्ञंन बहिष्प्रज्ञ नोमयतःप्रज्ञ॑ं न 


पा 


44 


कि ५४) 50200: / ० ५ ५-५४. विी५८८५८५८८८. ८202. 


पष्तम मंत्र ईशोपनिषद्‌ द (६8) 


वाला और न बाहर की ओर प्रज्ञावाला, न भीतर त॒ बाहर दोनों और 
प्रज्ञा वाला, न उत्कृष्ट ध्ज्ञा वाला, न प्रज्ञावाला न प्रज्ञा रहित, अदष्ट, 
व्यवहोर में त आने वाला, आग्रह्म एवं सभी लक्षणों से रहित अखित्ल- 
. तीय अनिवेचनीय एकात्मप्रत्ययसार वह केवल आत्मा है| यह प्रतीत 
जिपका सार है, जाग्रतू आदि अवस्थायें जहां शान्त हो जाती हैं । यह 


शान्त कल्पोणमय एवस्‌ आतननन्‍्दसमय अद्गत्त तुरीय पाद मानी जातो है। 


हृदय की ग्रन्थियाँ जब संमाप्त ही जाती हैं, समग्र संशय समाप्त 
हो जाते हैं और जीवात्मा के सम्पूर्ण कर्मों का जब क्षय हो जाता है, 
तभी भगंवद दशन होता है # ज्ञानी पुरुष समस्त संप्तार आदि में 
अच्छी तरह घृमकर देख लेता है । अनन्त महिमा उसके भिन्न-भिन्न रूप, 
तथा उसके द्वारा बनाया गया यह जंगत दिखाई पड़ता है, जंब उसे 
ज्ञान होता है कि ब्रह्म की सत्ता सूत्रात्मक रूप से सर्वत्र व्याप्त है; 
वही सप्ी प्राणियों, पदार्थों, लोकों कलाओं आदि को एक शक्ति में पिरो- 


संचालित कर रहा है। ब्रह्मज्ञानी को जब ब्रह्म का दर्शन हो जाता है 
तो उसमें वह विलीन हो जाता है । पर ब्रह्म या भगवान्‌ का' दर्शन 
जब क़िसी भक्त को हो जाता है तो वह अपने स्वामी की सेवा एवं 
पान्निध्य प्राप्त करता है ॥ अद्वेत में आत्मा: एवं परमात्मा का तब कोई 
*द नहीं रह जाता है | ढुत भाव ही समाप्त हो जाता है | पर भक्त 
| प्रभु कृपा का दर्शन करके कृतार्थ होता है और उसका जीवन सफल 
है| जाता हे । क्‍ 
क्‍ अष्टम मंत्र 
का पय्यंगाचछक्षम कायमब्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ कविसतोधो- 
है स्वयम्भुपाथातथ्यतोउर्थानव्यदधाच्छाश्वतीभ्यः ससाभ्य: । 
( यजुबंद ४०।८। ) 
३३. सवियार्य-(स परि अगांत्‌) वह सर्वव्यापक, (शुक्रम) बा 
पी शक्तिमान्‌ तेजस्वी, (अकायम्‌) शरीर रहित निराक़ार, (अव्रणसं) 


हा (शुद्धमू) पवित्रें (अपापविद्ध) पाप रहित, कवि: कानन्‍्तद॑ 


कर समन्वित कर इस काल चक्र एवं संसार चक्र को व्यवस्थित रूप से 


भ पी प्रकारका घाव या छिंद्र आदि से रहिता (अस्नाविरंम) स्तायुतन्तु 


(७९४ ) हरिभाष्य आ० । 


सर्वेद्षष्टा या विद्वान्‌ । (मतीषी) मतीषा अस्ति अस्मिन्‌ इति मनीषी- 


संत पर शासन करने वाला अथवा विचारक (परिभूः) परित: भव. 


इति परिभ्रः, कण-कण में अभिव्याप्त, ( स्तयम्भू: ) स्वयं भवतीति- 


स्वयम्भू:- स्वयं ही प्रकट होने वाला स्वयं अपनी ही सत्ता या शक्ति ज 


से स्थिर रहने वाला, (शाश्वतीम्यः) अनादि कालसे ( याथातथ्यतः ) 


यथाथ भावसे (अर्थान्‌ व्यद्धात) समस्त पदार्थों अथवा क़ार्योंकी व्यवस्था 

करता है। अथवा समस्त जीवों के कर्म फलों का विधान करता है। 
भाष्य 

इस मन्त्न में भगवान के स्वरूप का विशेष रूपसे वर्णन किया 

गया है। वह ब्रह्द संविशेष और तिर्विशेष उभय पक्षीय शरीर वाला 

है। सर्व शक्तिमान्‌ू, परम तेजस्वी, निराकार शरीरसे सम्बन्धित, किसी 


घाव अथवा छिद्रादि दोषोंसे . सवेथा रहित, स्नायुतन्तु आदिसे रहित, 


परम पवित्र, कान्‍्त दर्शी, सर्वेज्ञ, स्वेद्रष्टा, मनीषी, सर्वश्व र, सवनियन्ता 
एवं स्वयंभू है । तथा समस्त पदार्थों एवं कार्यों की यथायोग्य ठीक-२ 
व्यवस्था करता है । अथवा जीवों के कमंफलों का यथायोग्य समुचित 
विधान करता है--भगवान्‌ अपनी अनन्त सम्पदा एवं क्ृपाका वितरण 
यथोचित रूपसे करते हैं। यजुवद में स्पष्ट वर्णन किया गया है।.. 
विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः | सवितारं नचक्षसम्‌ | 

(यजुर्वेद ३० । ४) 

इसकी विचित्र रचनाके साथही भगवानने इसमें अनेक प्रकार 

की सम्पदा को भी व्यवस्था की है। इसमें विविध प्रक़ारके वेभव एवं 
पदार्थों का यथोचित विभाग करने वाले समस्त जीवों और उनके कर्मों 


के यथायोग्य फल देनेका पूर्ण विस्तार किया है। समस्त प्राणियों को 


उत्पन्न करके उनका पालन-पोषण करने वाले परम दयालु प्रभुकी ह# 


शरण ग्रहण कंर उनकी उपासना करते हैं। इसमें शरणागति का वर्णन. 


किया गया है । 
.. भगवान्‌ क्री समृद्धि अनेक प्रकारकी और अत्यन्त है। उसकी 
प्तीमा कहीं भी निर्धारित नहीं की गयी है। उन्त प्रभु के सहसरों दोतों | 


>णईर के २ 


शाम 


अ० मंत्र ईशोपनिषद्‌ (हम 


स्वास्थ्य, भायु. पुख, जीवन साथी, संतान, की ति, तेज, ज्ञान आदि तथा 
वायु, जल, अग्नि आदि अगणित पदार्थ हैं। इनका यथायोग्य विभाजन 
तथा प्रबन्ध भगवानके शाश्वत अपरिवतंनीय सत्य नियमों के अनुसार 
होता है। वह शारीरिक़ व्यवस्था भी करता है। शरीरमें कौन अंश 
कहाँ होने चाहिये तथा सूय, वायु, चन्द्रका उदय-अस्त चलन आदि की 
व्यवस्था भी वही करता है। प्रकृति वन, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, वृक्ष 
इन सबकी व्यवस्था उस सर्वेशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक, सवंनियत्ता, सर्वेश्वर 


ब्रह्म का स्वाभाविक सामथ्य है। इसका वर्णन उपनिषद्‌ में पूर्णरूप से 
किया गया है । 


स पयेगात्‌-परितः सवंतः अगात्‌ गतवान्‌ प्राप्तवान अस्ति । 
वह ब्रह्म सवेग्यापक है। वह जगतके प्रत्येक परमाणु में व्याप्त है । 

अर्थात्‌ जिससे श्रेष्ठ अन्य कोई इस संसार में उत्पन्न नहीं हुआ । 
जो अस्तर्यामी रूप से सम्पूर्ण समंष्टि सें अभिव्याप्त है। इस प्रकार 
१६ कलाओं से युक्त समस्त जगत्‌ के पालनकर्त्ता, तथा सभी प्राणियों 
को सुख प्रदान करने वाला, तीन प्रकारके ज्योतिके रचयिता, सम्पूर्ण 
प्रजा को जीवन प्रदात्त करने हेतु संलग्न हुआ है । 


इन १६ कलाओंका पूर्ण विवरण प्रश्नोपनिषद्‌ में निम्न प्रकार 
से किया गया है-- 


स प्राणमसूजत्‌ प्राणात्‌ श्रद्धा ख वबायुज्योतिरापः प्रथिवीन्द्रियं 

मनोउन्न पन्नाद्वीर्य तयो मन्त्रा: कम लोका लोकेयु च नाम च। प्रश्त ० ।९।४।। 

उस परमात्मा ने प्राण को उत्पन्न किया तथा क्रमरा: शैद्धा, 

आकाश, वायु, अग्ति, जल; प्रथिवी, इन्द्रिय, सतत, मई, अच्नसे वीये, तप, 
मन्त्र, कर्म, लोक तथा लोकों में नाम॑ उत्पन्न किया । 

अत: श्रुति भगवती अनुग्रह करती है कि ईश्वर वीयवान्‌ ओर शुद्ध है । 


शुक्रोइसि भ्राणोर्शपत ] स्त॒ यथा त्व झ्राजता 
भ्राजोउस्येवाहं भ्राजता ध्राज्यासम्‌ | अपर: १७।१॥२०॥ 


हे प्रभो:! आप वीयंवान्‌ प्रकाशमान शुद्ध तथा प5छ तेजस्वी 
हैं। हे प्रभो जिध प्रकार आप तैजसे परिपूर्ण हैं उसी प्रकार मैं तेजस्वी 


द री 
बन , प्रकाशित होता रहूँ तथां मेरा समग्र जोवन ज्योतिमय है 


े 


0५: हरिभाष्य आ० ह मंत्र । 


अक्ायम्‌ ; अवन्नणम्‌ अस्नाविरम अर्थात्‌ परमात्मा शरीर रहित एवं 
शरीर सहित दोनों है। शरीर न होने से उसमें ब्रण (घाव ) आदि 
विकार नहीं होते और उसमें न कोई स्नायु आदि सम्भव है। अपनी 


कृपा द्वारा जब सकायम्‌ होता है तो स्नायु आदि भी सम्भव हो जाते हैं। पा 


अशब्दमस्पशंमरूपमव्ययम तथा - रस नित्यमगन्धवच्च यत । 
अनाहनन्तं महतः पर श्रुव॑ निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ।। 
[ कठोपनिषद १।३। १५] 
जो अक्षर ब्रह्म तीनों कालमें है, जिसका क्रभी भी नाश नहीं 
होता क्‍योंकि अक्षरों का समूह ही शब्द के रूपमें परिणत होता है। 
प्राकृत कर्णों द्वारा जिसका श्रवण नहीं किया जा सकता, शरीर 
रहित होनेके कारण जिसका स्पश नहीं किया जा सकता, रूपरहित होने 
के कारण जिसका दशेन नहीं किया जा सकता, जो अविनाशी नित्य 
तथा एक रस रहने वाला अनादि अनन्त श्रेष्ठतम तथा ध्रुव है। महत्तत्व 
से भी श्रेष्ठ एवं ध्रूव है। उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान कर लेने 
वाला अथवा भजन के द्वारा उसकी कृपा की अनुभूति क़र लेने वाला 
भक्त, साधक संसारमें धन्य तथा कछृताथे है । वह मृत्युसे छूटकारा पा 
जाता है । तथा उसका समग्र जीवन साथक हो जाता है। भगवत्शरण 
की चर्चा उपनिषदों में अनेक बार की गयी है । 
सवन्द्रियगुणाभास॑ सर्वेन्द्रिय विवर्जितम्‌ । 
सर्वस्यप्रभुमीशानं सर्वेस्यथ शरणं बृहत्‌ | श्वेत० ३।१७ 
भगवानु्‌में सभी इन्द्रियों का अथवा गुणोंका आभास होता ही 
है | वही तीनों गुणों को उत्पन्न करके तथा उनकी प्रकृति के साथ 
संयुक्त करके समस्त सृष्टि का नियमन् करता है । सम्पूर्ण शक्तियोंसे 
युक्त होने परभी परमात्मा सबसे रहित है। वह चराचर सभी प्राणियों 
का स्वामी है । तथा सबका शरण एवं आश्रय है । 
अपाणिपादों जबनो ग्रहीता, पश्चत्यचक्षु: स श्रुणोत्यकर्ण: । 
_स॒ वैेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्रुयं पुरुष महान्तम्‌ ।। 
[ श्वेताश्व ० ३१४ 


। ईशोपनिषद्‌ (2६७७) 


बह सबको जानता है। वह अग्रणी एवं महान्‌ पुरुष है। वह सर्व- 
लियन्ता है। वह स्वेथा कार्यकारण रहित तथा इन्द्रियोंसे भी रहित है। 
न तस्य कार्य करण च॑ विद्यते न तत्समश्चाध्यधिकश्च दृश्यते । 
पराध्यशक्तिवधिधव श्रूयते, स्वाभाविकफो ज्ञानवलक्विया च ॥) 
[श्वेत० ६।८५ ] 
इस मन्त्रसे स्पष्ट हो जाता है कि भगवानको ज्ञान, बल, क्रिया 
भ्रादिके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। अपने आप सम्पादन 
होता रहता है । 
यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमत्रणमचक्षुः श्रोत्र॑ तदपाणिपादम । 
 तित्यं विभू सवंगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः॥ 
_(मुण्डक १।१!६) वह परमात्मा समस्त शक्ति एवं ज्ञान इन्द्रियोंसे १रे 
है, जो मानवके पकड़ के बाहर है । जिसका कोई नाम, गोत्र, वर्ण, 
आदि नहीं हैं । जिसकी कोई इन्द्रियाँ भी नहीं हैं । जो हस्त, पाद 
रहित सवत्र व्याप्त एवं अत्यन्त सूक्ष्म है, उस सर्वनियन्ता, संवेब्यापक 
समस्त संसारकी उत्पत्ति के कारण परब्रह्मको धीर लोग सत्र देखते 
हैं। यहाँ “धीरा: भगवद्‌ भक्ता: साधका: वा भगवानके भक्त अथवा 
साधक सव्वत्न उस परमात्मा को देखते रहते हैं | एकक्षण के लिए भी 
भगवान्‌ भक्तसे अदृश्य नहीं होते । 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च सयि पश्यति । 
तस्याहूं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥॥ (गीता) 
उपयु क्त उद्धरणोंसे स्पष्ट हो.जाता है कि वह परमात्मा ब्या- 
क्र होते हुए भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए इस धराधाम पर 
| भवृतरित होताहै और सभी आश्षितोंके नेन्नोंका विषय बत् जाता है । 
_ से महाराज दशरथ,जनक, शरभज्भ, शबरी, सुतीक्षण, मतज्, भगस्त्य, 
| पेशिष्ठ आदिके नेत्रोंका विषय बना और उसका आनन्द भी लोगोंने 
_ हहैण किया । अ्रतः मूलमें (धीरा:) पद आया। जो लोग भक्तिपूर्वेक 
. गवरदशन को आशा लिए बेठे थे उनको दशन अवश्य हुआ । अवध 
| श्षियों को विशेष रूपसे वह बाँक़ी भाँकी प्राप्त हुयी जिसकी हृदयस्थ 


ष्य ही 


करके भगवान शिव सदा सुखी रहते हैं। महाराज जनकजी ने भगव न्‌ः 
से कहा कि आप॑ बहुत थोड़से स्नेहू पर ही रीभ जाते हैं। ॒ 
में कछ कहऊ एक बल मोरे । तुम रोझउ सनेह सुठि थोरे ।। राव्माण | 
बृहदारण्यकोपनिषद में यह रहस्य अत्यन्त समारोहके शा | 
उपस्थापित किया गया है-- | 
स होवाचतद्‌ व तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थल मनण्व- " 
हृस्वमदीघंमलो हितमस्नेहमच्छायमतमो5वाय्वना काशमस सैमरसमान्य- । 
मचक्षुष्कम श्रोत्रमवागमनो5तेजस्कमप्राणमुखममात्रमनन्तरमबाह्य +. 
तदश्नाति किउऊ्चन न तदश्नाति कश्चन ।। बृहद्‌० ३॥८।८ द 
इस मन्त्रमें याज्ञवल्क्य और गार्गी की वार्ता का वर्णन किया 
गया है । ब्रह्मको कक्षरके रूपमें स्वीकार किया गया है । त्निषु कालेपु । 
न क्षीयते इति अक्षरम अत: वह अविनाशी है। न मोटा है और न 
सूक्ष्म है । वह लघु ओर बृह॒द्‌ भी नहीं है । किसी रज्छ विशेष को. 
भी धारण नहीं करता । स्नेह रहित तथा अन्धकार रहित है । वह 
आकाश, वायु आदि भी नहीं हैं । वह अद्भ रहित, रस रहित, नेत्र 
रहित, श्रोत्र रहित, वाणी रहित, मन रहित, तेज और प्राण रहित 
मुख ओर माया रहित है । अन्दर बाहर न कुछ वह खाता है ओर उसे 
भी कोई नही खाता है। इसप्रकार ब्रह्म के स्वरूपका वर्णन किया गया 
हैं | पुनरुषि इस मन्त्रमें नाम उपासना विद्यमान है । इस रहस्य को 
जावक भ्रक्तही जान सकता है । परा, पश्यन्ती मध्यमा वाणो द्वारा 
गैगी लोग उस परमात्माकों प्राप्त करते हैं। भक्त तो सदा भगवान्‌ 
का ही साहचय ग्रहण करता है । नाम रूप लीला धाम का चित 
कर्ता हुआ अपना समय यापन करता है 


2 तस्यप प्रतिमा$स्ति यस्य नास महद्यश 


हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिसो दित्येषा यस्मान्नजातईइत्येष ।। 


[यज़ुबंद २ २। २ 
9 धाकार वर्णन उपलब्ध है। जिस परमात्माकार्ग' 
महान्‌ यशको प्रदान करने वाला अथवा - जिप्त परमात्माकी * 


है 


के 
॥ र 


स् 
क्यों 


40% ५ ७७8: 


] बिस्तारसे विद्यमान हे ओर जिसका वणेन हिरण्यगर्म: आदि मन्त्रों 
| द्वारा सदेव किया जाता है | जीव मायासे अभिभूत होकर ही परमात्मा _ 


की पहचान नहीं पाता । : 
तब माया बस फिरउ' भूलाता | तातें मैं नह प्रभ॒पहिचाना ॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा । सो निस्तरह तुम्हारेह छोहा ।। 


| प्रमरर्सी मोहि. कह सब फोऊ । सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ।। 


[रा० सा० कि०|] 

संसार उसी परमात्मासे उत्पन्न हुआ है और उसी के द्वारा 
संचालित है तथा अन्तमें उसी में इसकी विश्वान्ति भी है।। उसकी निहँतुकी 
कृपा जीव पर अवश्य होती है, नहीं तो अपने ज्ञानसे संसारका कोई 
प्राणी एकक्षण जीवित नहीं रह सकता- है ॥ वह परमात्मा अप्रतिम हर 
उससे अन्य कोईभी नहीं है। चह मूते अमूत्त दोनों है । ज़ेसी अनुभूति 
हम कर सक वेसा ही दर्शन होता है. । गोपियों को भगवानका दर्शन 
पैदा अपने पासकोी गोओं और दोहनी तथा अच्लमें भी होता था । जसे 
अपने: प्रभुको हम हृदयमें ले पावे । श्रुतियोंने तो उपासना,भक्ति, प्रपत्ति 
आदि सभीका वर्णन साज्ोपाड़ किया है:-। हमारी साधना कितनी 


_वल्वरतती है यह: विचार साधक को स्वयं करना पड़ेगा । निर्मेल हृदय 


में भगवान्‌का निवास होता है । ज्ञानियों का ज्ञानभी अन्तिम क्षणमें 
भक्तिका ही रूप ग्रहण कर लेता है, तभी भगवत्‌ क्ृपाकी वर्षा होती 
हैं और जीव निहाल हो जाता है। यही-जीवकी कृताथ्थता है । 
स मा हिन्सोज्जनिता यः पृथिव्या, यो वा दिवं सत्यधर्मा व्यानतः। 
परचापश्चन्द्रा: प्रथमो जजान, कस्मे देवाय हविषा विधेम । । 
[ यज़ुबंद १२।१०२ | 
जो सत्य रूप धर्मको धारण करने वाला परमात्मा पृथिवीक़ो 
पन्न करने वाला है.। जो आकाश पृथिवी जल, वायु, चन्द्र, को भी 
>प्न्न करने वाला है । उस परमक्ृपालु प्रभुके द्वारा हम दुःख या ताप 
” श्राप्त करें तथा हममें किसी प्रकारका विक्षोभ भी उत्पन्न त हो 
थी | सदा सुख रूप प्रभकोी अपने शुद्ध अन्तःक़ रणसे उपासना क़र 
है आनन्द सिन्ध्रु है। सुख निधान है । 


( ७० ) हरिभाष्य 


जो आनन्द सिन्धु सुख रासी | सीकर ते त्रलोक सुपासी । । 


५ सी सुख धास राम अस नामा | अखिल लोक दायक विधामा | हा 


ै पु हे ( रा० २]० ) 
वह प्राक्ृत शरीर से सदेव रहित है । 


ननसूध्व॑ न तियंड्च न मध्ये परिजग्रभत' । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मह्॒शः ।। (श्वेत्त० 
उस प्रभू का महान यश है । तथा वह परम यशस्वी है। जिसके 
नाम का यश समग्र संसार में व्याप्त है, उसके नाम, स्मरण, कीत॑न, 
आदि महान यश की प्रदान करंने वाले हैं। उसकी मूर्ति अथवा आक्षति 
हो या न हो उसके नाम से उच्चारत वाणी उसके पास अवश्य पहुँच 
जाती है। वह शरीर में भी स्थित होता है. तो भी कोई कर करणीय 
नहीं रह जाता है | क्योंकि वह किसी कंम॑ में लिप्त नहीं होता | 
अना दित्वा न्निगु त्वात्परमात्मायमव्य यः | 
शरोरस्थो5पि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ।। 
। ( गीता० १३॥३१।) 
श्रीकृष्ण क़हते हैं अजु न ! गुणातीत होने के कारण भगवान्‌ 
किसी में भी लिप्त नहीं होते । शरीर धारण करने पर उसमें मोह 
या आसक्ति नहीं होती । । 
जिस प्रकार सूर्य समस्त संसार का चक्ष होने से समस्त प्राणी 
उसी के द्वारा दर्शन क्रिया का सम्पादन करते हैं, परन्तु सूर्य नेत्र के 
दोषों से कभी लिप्त नहीं होता उसी प्रंकार सर्वेनियन्ता जगदाधार 
परमात्मा अन्तर्यामी रूप से सब में स्थित होते हुए भी किसी में 
लिप्त नहीं होता और प्ृथक्‌ भी नहीं होता । 
सुर्यों यथा सर्वलोकस्य चक्षु, 
द न॑ लिप्यते चाक्षुषर्बाह्मदोष: । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा, 
न लिप्यते लोकदु:खेन बाह्य: || 


(कठ० उ० १।३।॥॥ 2 ५ 


अष्ट भ मंत्र । 


ह न ० 
# 540 अं कीडंेौओओओओं अं े॥ेऔ,  अक .  &2. 5 


४॥१६) 


*3 6072 #्थएजेंकँनगनेगंंओ 3 2 


5 ५ ५ 
5 मे जे 24,. ७७ 25 «209 अल « < 6 आ# दे ३ «ऊ> 


.. भझष्टम मंत्र 


कै नहीं है । 


- धारण पो 


ईशोपनिषद्‌ (७१ -) 


कुडः शब्दे धातु से कबि शब्द की निष्पत्ति होती है। गीतामें कवि 
का अर्थ पुराण एवं अनुशासित क्रिया गया है । 


काव.. पुराणमनुशासितारमणो रणीयान्प्रमनुस्मरेद्यः । 
सर्वस्यधातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ।। 


( गीता० दाद ) 
भगवान्‌ सर्वेज्ञ, पुरातन; अनादि, स्वनियन्ता तथा शासक है सबको 
षण करने वाला, सभी प्राणियों क्रो उनके कर्मानुसार फल 
ने वाला है, अचिन्त्य स्वरूप सुय्ये के समान देदीप्यमान, नित्य प्रकाश- 
मय वर्ण वाले अज्ञान रूप अन्धकार से सर्वेथा परे परमात्मा का स्मरण 
करता हूँ । इस प्रकार वेद प्रतिपाद्य परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी एवं 
सव॑ का नियमन करने वाला है। अतः क़वि का तात्पय वेद में ईश्वर 


ही किया गया है । वेद भगवान्‌ अनुग्रह करते हैं कि हे प्रभो ! तुमसे 


अधिक श्रेष्ठ संसार में कोई भी नहीं है! | तुमसे धीर वीर भी कोई 


न त्वदन्यः कवितरों न मेधया, क्‍ 

धीरतरो वरुण  स्वधावत्‌ । 

त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्थ, 

सा चिन्नु त्वज्जनो मायी विभाय ।। 
( ५।११।४ ) 


इस मन्त्र में परमात्मा की सब्वज्ञता का वर्णन किया गया है । 


 : वह ईश्वर सभी भवनों कां ज्ञाता है। सवंज्ञ है। इस संसार में छल 


ठग्मयकारी कपटी मनुष्य भगवान्‌ से सदेव भयभीत रहते हैं । जो कुटिल 
होगा वह ईश्वर से अवश्य डरता रहेगा । 
वह ईशवरों का भी ईदवर देवों का देव और रक्षकों का भी 
'क्षक है । समस्त भुवनों का स्वामी और वह सत्र ईड्यं है । 
तमोश्वराणां परम महेश्वरं, 
त॑ देवतानां : परम व दवतस्‌ । ' 
पत्ति पतोनां परम॑ परस्ताद, 220 
विदाम -देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ।। ।६।७।। 


( ७९ ) हंरिभाष्य अष्टम मंत्र 


उससे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है । सम्पूर्ण विश्व में उस ईश्वर का 
अन्य कोई स्वामी नहीं है। उस पर अनुशासन करने वाला भी कोई 
नहीं है। उसका कोई चिह्न नहीं है। वह समस्त उपकरणों आदि के 
अधिष्ठाताओं का भी अध्यक्ष हैं । उसका न तो कोई जनक है, और 
न स्वामी है । 
न तस्य कश्चित्‌ पतिर॒स्ति लोके, 
न चेशिता नंव न तस्य लिड्भम्‌। 
स॒ कारण करणाधिपाधियों, 
न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः।। 


( शाश्वतीम्यः समाभ्य: याथातथ्यतो व्यदधात्‌ ) 

वह अनादि काल से संपघार का नियमन करता चला आ रहा 
है । इस समस्त संसार कीः उत्पत्ति पालन जीवन कब ओर किस प्रकार 
व्यवस्थित हो इस सब का पूर्ण प्रबन्ध वहीं करता चला आ रहा हैं। 
मातृकुक्षि में शिशु का निर्माण पोषणं और जनन, वीज से अंकुर 
निकालना और उसकी जीवन शक्ति की सुरक्षा समग्र जीवन चक्र का 
संचालक वही परमात्मा ही है । उसका शासन अपने ठीक समय प< 
होता है । इसमें लेशमात्र की भी त्रुटि होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 
अन्यथा यह समग्र ब्रह्माण्ड एक क्षण में नष्ट हो जाये । इस भ्रका: 

विलक्षण सामथ्यंशाली नियंत्रक, शिक्षक एवं व्यवस्थापक है । 

: अत: श्रुति भगवती उसी अक्षर ब्रह्म की उपासना करने का आदेश 
देती है । ब्रह्मसूत्रक्रार कहते हैं-- आमनन्ति चेनसस्मिन्‌ १।२।३२३ ' 
वह ब्रह्म सव्रथा उपास्य है। हम उसका ज्ञान नहीं कर पाते, यह. हमार 
अज्ञान ही कारण है | माया का आवरण ( अज्ञान का पर्दा ) हमारे 


नेत्रों पर पड़ा है, जिससे हम उप्तकी कृपा का परिज्ञान नहीं कर पाते |. 


संसार के राग्र-हवंष् से जबः हम: विमुक्त हो जाते हैं तो उसका दशन 


हो पाता है या उप्तकी कृपा का अनुभव भी होता हैं। उपनिषदे 


इस विषय का प्रतिपादन - इस प्रकार किया गया है जंसे बहती हुयी 


+ 


(5 कोके . 0२३८-०० 5) ७ 09:2८: ५६ हु 
२ ००० ७०६ ५3 2७7 ८“ अकलट + ७०२५७ ०८४८४ ३  क 


( श्वेत० ६।६ ) | द 


| | अष्टम मंत्र ईशोपनिषद्‌ ( ७३ ) 


नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में 


लोन हो जाता है । ज्ञानी पाप, पुण्य दोनों से ऊपर उठकर ब्रह्म को 
प्राप्त करता हैः। अज्तः मुक्त जीवों का - जो प्राप्य है वही ब्रह्म है । 


वही सम्पूण आकाश आदि लोक़ों का आयतन है। उसके लिए 
शब्द या' किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है । वह किसी भी कर्म 
5 से नहीं बंधता। ब्रह्मविद्‌- प्रत्येक कण में उस परमात्मा का ही. 
. द्शत करता है । वह सवेनियच्ता सर्वाधार और सबका स्वामी है । 
+ टद्राणियों के ऊपर उसकी अहेतुकी कृपा है,. उसके कंर्मानुपार समस्त 
पदार्थों की. यथायोग्य रचना भी उसी ने किया है। उससे भिन्न संसार 
में कुछ भी नहीं है । 
उसी प्रकार भक्त भगवान्‌ को अवश्य प्रांप्त करता है। भगवान्‌ 
गीता में स्वयं श्रीमुख से अनुग्रह करते हैं-- 
भकक्‍त्या माममभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतेः। 
ततो माम्‌ तत्वतो 'ज्ञात्वा विशतेः तदनन्तरम्‌ ।। 
( गो० अ० १८ ) 
अतः भगवान्‌ स्वयं अनुग्रह पुवक कहते हैं क्रि अपना मन मुभसे 
युक्त करलो और मेरा भक्त हो जाओ | मुझे ही तुम नमस्कार भी 
करो | तुम मेरा प्रिय होने से अन्त में मुझे ही प्राप्त हो जायेगा. 


मन्‍्मना भव मदभक्तो मद्याजी माम्‌ नमस्कुरु | 


मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषधि से ।॥। 
/ ( गीता १८।६६ ) 


भक्त भगवान्‌ का अत्यन्त प्रियः होता ही है, और वह अहरत्तिशि 
भगवत्‌ चितत्तत ही करता है। उसका अन्य कोई भी व्याप्रार नहीं 
होता है । यही. सिद्धान्त भगवान्‌ श्री रामानन्दाचायेजी महाराज ने 
अपने श्रीवेष्णवमताब्ज भास्कर में विशिष्टाहत का तात्पयं सिद्ध किया 
| उनके अनुसार ब्रह्म /रामजी शेषी हैं और जीव शेष है। अभचित्‌ 
तत्व माया भी ब्रह्म का शेष है| चितु अचित्‌ विशिष्ट पदाथ है । 
विशेष्य विश्येषणत का नित्य सम्बन्ध है । अर्चा अवतार में भेद होते 


हर ) हरिभाष्य अध्टम मंत्र 


हुए भी अभेद है ब्रहा पद वाच्य भगवान्‌ श्रीराम ही हैं उनसे जी६ 
का सम्बन्ध सदा ही बना रहता है, कभी किसी का में भिन्न नहीं. 
होता । अतः गीता में “प्ामेवष्यसि, प्रियो इस, मे, सत्यं ते प्रतिजाने” 
यह भगवान्‌ स्वयं अनुग्रह करते हुए कहते हैं | 'मैं भगवान्‌ का हैँ 
इस प्रकार अपनी अहंता को समाप्त कर देनी चाहिये क्‍योंकि इसके 
रहने पर साधन कर पाना अत्यन्त कठिन हो जाता है । अतः सर्वप्रथम 
मैं भगवान्‌ का हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हु और 
संसार भी भेरा नहीं है, ऐसी व॒ृत्ति आ जाने पर “मन्मना भव” तो 
सहज ही में हो जाता है। क्योंकि जो अपना होता हू वह स्वाभाविक 
हो प्रिय लगने लगता हू । 

मद्याजी-संसार का प्रत्येक काये भगवान्‌ का मानकर करनाही 
भगवत्‌ सेवा है । ट द 


मां नमस्कुरु-भगवान्‌ के चरणोंमें साष्टाज्ल १्रणाम करके स्वतो- 
भावेन समर्पित हो जाये, जीवन में सुख-दुःख, अनुकल-प्रतिकूल जो 
स्थिति आ जाय उसे भगवान का क्ृपा-प्रसाद मानकर अति प्रसन्न 
रहे और यह विचार आता रहे कि भगवान्‌ का जो भी विधान होगा, 
मेरे लिए अच्छा ही होगा । भगवान्‌ कहते हैं- ऐसा मेरा भक्त होते 
पर पुजन, अचन, वन्दत्त सब करते हुए अन्त में मुझे ही प्राप्त होता 
हैं अथवा मेरे में ही निवास करता है क्योंकि तू मेरा प्यारा,है। वों 
इस प्रकार भक्त श्रीभगवान्‌ को ही प्राप्त करता है। अतः यह संसार 
प्रति क्षण बदलने वाला अनित्य एवं परिवतेनशील है और जीव नित्य 
अपरिवर्तनशील है । जीव की यह अज्ञानता है कि इसे नित्य मात 
बता है पम्बानी के ते रहनेपर भी उसका माना हुआ सम्बन्ध बना 
रहता है | यह माना हुआ सम्बन्ध ही दुःख का धरा होता है । 

>तः इस माने हुए सम्बन्ध का त्याग करने पर जिप्त प्रभु में 


कि नित्य सम्बन्ध है उनकी शरण में जाना ही जीव का परम धरम. 
ही होना चाहिये। द 5] 


गंवम मन्त्र 


तप ऋषिः | आत्मा देवता । निचृदनुष्ट्प छन्दः । गान्धार: स्वर: ।। 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येधविद्यामुपासते । 
ततो भुय$इव ते तमो य$उ विद्यायां रताः ॥। 

( यज़ुबंद ४०।१२ ) 
अन्वयार्थ--( ये अविद्याम उपासते ) जो असत्‌ कर्मों को उपासना 
हरे हैं। अर्थात्‌ इस संसार में असत्‌ कर्मों में अहर्तिश रत हैं, वही 
प्विद्या की उपासना करते हैं | (अन्धन्तमः प्रविशन्ति) अर्थात्‌ वही लोग 
॥ पोरतम अन्धका रमें प्रविष्ट होते है | उन्हीं का जीवन अन्धकार की ओर 
| प्रेरित है। (ततो उ भुय इव ते तमः) परन्तु वे लोग उनसे भी अधिक 
| ब्ज्ञान की शरणमें जाते हैं जो मात्र विद्यामें ही रत हैं। 

_ भाष्य--- ४ 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इसके वास्तविक 
$ तात्पय का ज्ञान न होनेके कारण आज लोग घोर अज्ञान की ओर चले 
| रहे हैं । यहाँ विद्या एवं अविद्या को जो महत्वपुण चर्चा को गयी 
है, सहो अथंमें ये दोनों पदार्थ क्‍या हैं यह चिन्त्य हैं। उपनिषदोंमें 
। विद्या की परिभाषा बड़ी सहेतुक की गा 
) यहाँ चारों पद अपना विद्िष्ट 
| स्वरूप प्रतिपादित करते हैं । वह 0060 000 ली 3 
| हमें आत्म-विमुक्ति या आत्म प्रकाश क्री ओर अभिप्रेरित रे हैँ १ 
4 विवश 5 अवखण्डने धांतुसे विद्याशब्द की निषष्पात्त होती 
कह अगान विखण्डन करके अमृतरूपी ज्ञानक़ों संचरित 
है ।रने वाली वति को वि्ा हंगी |ी गा: है (विचय वृत सर्तुते। 
। £ होता है । इसका तात्पय है किसी भी परि- 


.. टी प्राप्त मर 
| 3 02777] नहीं होता, संसारमें यही अमरत्व॑ अथवा 
| स्थितिमें ज्ञ 


. मोक्षप्राष्ति हैं. ' 


यह मन्त्र अपने आप 


१-- (सा विद्या या विमुक्तये 


( ७६ ) हरिभाष्य नेवभ मंत्र द 
३-- परा विद्या एवं अपरा (० ! 9028 की विद्या संता * । 
प्रपिद् हैं। परा विद्याकें हारा हमें भगवत्‌ तह परिज्ञान होता 
अपरा विद्यासे सांसारिक क्षणक सुख की 3 होती है, जिसके दशा | 
भात्मिक सुख प्राप्त नहीं होता । जसे गणित, पल एज विज्ञान, भूगोत्न, 
इतिहास, साहित्य, अर्थशास्त्र आदि आविद्या ही हैं। इसके द्वारा आत्ष- । 
तत्व का, ज्ञान. नहीं होता है। द 
संसारमें प्रमुख रूपसे तीत़ तत्वों, का कि किया गया ऐ- के 
परमात्मा, जीवात्मा तथा प्रकृति:। पूरी सृष्टि का विस्तार इन्हीं तीन 
तत्वों द्वारा होता है। भतः विद्या या ज्ञान इन्हीं तीन से सम्बन्ध 
होना चाहिये । क्‍ द 
परा विद्याके द्वारा.जीव परमात्मासे जुड़ता है | इसीके द्वारा ब्रह्म 
की प्राप्ति (भगवत्सान्निष्यय) आदि सम्पन्न होते हैं। 
इपके विपरीत अपरा विद्या है जो प्रकृति तथा संसारके भिन्नर 5 
क्रिया कलापोंसे सम्बन्धित है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि 
आधुनिक विद्या जसे ज्योतिष नक्षत्र विज्ञान, टेक्नोनालोजी इलेक्ट्रानिक द 
फरग्प्युटर, साइन्स, अथशास्त्र आदि सभी अपरा विद्याके अन्तगंत आते हैं।' 
मन्त्रमें उसी की चर्चा है कि इस संसारमें जो अपरा विद्या्गी 
उपासना करते हैं वे लोग ( अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते | | 
घोर अन्धका रमें प्रविष्ट होते हैं क्योंकि अपरा विद्या की उपासना 
हा पांस्तारिक़ पुत्र को प्राप्ति तो हो सकती है परन्तु आत्मिक पुर 
गहा। संसारमें आकर सच्ची शान्ति यदि न प्राप्त हो तो जीवन गा 
हीन है। भाज देश की स्थिति ड् 
चकाचोंधमें हम अपने को उ 
नहीं । अन्दरसे हम खोदले 


सी प्रकार की है। पाश्चात्य सभ्यता. 
भेत एवं सभ्य मान रहे हैं, पर यह . है| 
हैं। आज शान्ति को खोज हम होटल *ु 


हि लिरके। व 
अधिक त्तास्तिक एवं आधुरत्तिक के | 
आज का विज्ञात्त हमें अधःपतत की अं 


जा रहा है |] 


। 


नबम में ईशोप॑निषद्‌ ( ७७ ) 
रहा है | आते श्रति भगवती अनुग्रह पुवक संसारके जीवोंको जगाती 
है कि हम अन्धकार नहीं प्रकाश की ओर चलें। अभी हमारा विज्ञान 


अधूरा है। जिसके बल पर संसारमें हम ख्यात, उन्नत, प्रशान्‍्त 


ओर शान्त कहे जाते थे, आज वह थाती मेरे पास नहीं रह गयी 
है। हम खाली हो चुके हें । 

अतः श्रति भगवती का परम अनुग्रह है जो हमें सदेव चेतन करती. 
चली आ रही है | भाज, वेद का .पठत्त-पाठन शिक्षा-दीक्षा नहीं के 
बराबर हो चुकी है। वह आधुनिक शिक्षा का ही प्रभाव हैं ।- वेदज्ञ 
विद्वान भी अपने पुत्र को वेद की शिक्षा नहीं देता क्योंकि उसे शंक़ा 
है कि. इससे हमारी जीविका नहीं त्रल पायेंगी । ऐसी भयावह परि- 
स्थितिमें विचार करना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। (तंतो भूय 
इब ते तमो य उ विद्यायां रताः) आज अशान्ति, दरिद्रता, दासता 
और व्यामोहमें पड़े हम अपने को जागरूक नहीं बना रहे हैं। जो 
भी चाहता है, हमसे ही लाभ उठाकर हमें त्याग देता हैं। हम राम 
कृष्ण और अध्यात्म पर वढ़ नहीं रह पा रहें हैं। यह हमारी दीनता 
एवं स्वार्थ है। आज का चिन्तन अध्योत्मके साथ भौतिक एंव वज्ञानिक 
होना चाहिये, तथा हमकों अन्य देशों की तरह आधुनिक विकास भी 
करना चाहियें; तभी हमारी आध्यात्मिक उन्नति, भोतिक, सांस्क्ृतिक 
उन्नति और सामाजिक उन्नति हो सकता है। तभी हम विकास कर 


' संकते हैं। अंतः श्रुति भगवती हमें सदेव कम की ओर प्रेरित करतो 


» 0 आ+ 


उन्नति स्वंतो भावेन सम्पाँदित करें, अपने वभव और ऐश्वय का सम्बद्धन' 
फेर | “पतहंध्त समाहर सहेस्र हस्त संकिर ( अथववबेद ३ २४॥५ ) 
सो हाथोंसे संग्रह करो, हंजार हाथोंसे दान करो । आज अपने देश 
की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। हम ब्रह्मा विद्या एवं अध्यात्म विद्या की 
चर्चा तो करते हैं पर हमारा आचरणपक्ष अति संकुचित हैं। अत 
उक्त मन्त्रमें विद्या, अविद्या प्रकरणमें आत्मज्ञान और जग्रत्‌ विज्ञान 
की विशद्‌ चर्चा की गयी है । 


( ७८ ) हरिभाष्य 


आज अविद्यामें संलग्त मानव समझ रहा है कि हम ब 
कर गये | पर यह बात नहीं है। आज वे सुख-साधन एकज्रित कि 
जा रहे हैं, वह हमारा 'विकास नहीं, विनाश है। जो विपुल जे 
इकठ हो रहे हैं, कालाध्तरमें वे बड़ भयावह हैं । अपने सुखके पि 


दूसरे का बलिदान करनेमें लोग हिचकगे नहीं। उसके द्वारा संसारपे 


 अशान्ति एवं दुःख का ही साम्राज्य स्थापित होगा। उक्त मन्त्र उसी 
की व्याख्या प्रस्तुत करता है-- 
विद्याश्च वा अविद्याश्च यच्चान्यदुपददेश्यम । 
शरोरं ब्रह्म प्राविशदूच: सामाथो यजुः ।अथरबं० ११८२३॥ 
विद्या और अविद्या चारों वेदोंके रूपमें शरीरमें प्रविष्ट हैं (अथो 


नवेम् मंत्र. 


हत उन्नति 


0-5 3. ०. 2:83 3 <ोछ आंखों > 


यजुः ब्रह्मशरोरं प्राविशत्‌) ऋग्वेद, सामवैद, यजुर्वेद, ब्रह्मवेदके ज्ञानके 


रूपमें प्रवेश किया है। अत: स्पष्ट हो गया कि मानव जीवनमें विद्या 


ओर अविद्या दोनों की शिक्षा परम आवश्यक है । 
श्रुति अनुग्रह करती है-- 
हे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते, 
विद्याउविद्य निहिते यत्र गुढ़े। 
क्षरं त्वविद्या छमृतं तु विद्या, 
विद्याउविद्ये ईशते यस्तु सोडन्य: ।॥ श्वे० ५१॥ 
इस संसारमें जो नाशवान है वही अविद्या है और जो अमृत है 


अविनाशी है, वह विद्या है। अनन्त ब्रह्माण्डनायक भगवानमें विद्या; 


अविद्या दोनों विद्यमान है। इन दोनों पर अनुशासन करने वाला तले. 


अह्मतत्व है। अविनाशी ज्ञान, आत्मज्ञान विद्या है। नश्वर अनित्य ज्ञान 
अविद्या है। आत्मा, 


भगवत्‌ परायण जीव विद्वान है। संसार परायण जीव अज्ञानके अल 
कारमें भटक रहा है। अविद्या का अनुसरण मरण है-- 
अविद्यायामन्तरे बत॑ मानाः, 
स्वयं धोरा: पण्डितस्मन्यसाना: । 
इन्द्रम्यभाणा: परियन्ति मृढ़ा, 


3 है 


/ 


परमात्मासे सम्बन्धित ज्ञान नी वास्तविक है | 


भ्श्ज् क्‍ प्र द | 
 मन्धनव नोयमाना यथान्धा: ॥। क्ठ० 4707... 


जा. अआ 


बवम मंत्र ईशोपनिषद्‌ ( ७६ ) 


अविद्यामें रत लोगों को श्रुति मूख, अभिमानी और पण्डितमन्य 
कहती है और कहती है-जसे कोई अन्धा व्यक्ति अन्धे को मार्ग- 
दर्शन दे उसी प्रकार दोनों भ्रमित हैं। उनके जीवनमें मात्र दम्भ है 
इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग सदंव विपरीत मागगे का 
ही अनुसरण करते हैं। यह आजके वर्तमान समाज का चित्रण किया 
गया है। इसी प्रकरणमें यम नचिकेतासे कहते हैं-- 
न साम्परायः प्रतिभाति बालं, 
प्रमायन्ते वित्तमोहेन मसुढ़म्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानो, 
पुनः... पुनंवशमापद्ते में ॥ कठ० १॥२।६॥! 


घन परिवारके विमोहमें अनुरक्त प्रमादी लोग अज्ञानसे बालक 
* की भाँति आचरण करते हुए इस संसारको ही सर्वेसार मान बढ हैं। 
वे लोग समभते हैं इस लोक को छोड़कर कोई सुख है ही नहीं। भतः 
इस सागरमें पड़े हुए भँवरके चक्‍कर काट रहे हैं ओर अनन्त जन्म 
व्यतीत होते चले जा रहे हैं। इत सब उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता हैं 
कि विद्या अविद्या दोनों की ही आवश्यक्नता संसारमें विद्यमान है। 
इस मानव जीवनमें श्रेय एवं प्रेय दोनों की आवश्यकता है। इसके 
बिना हमारा सम्यक विक्रांस नहीं हो सकता । 0 
इसी तत्व को परा विद्या और अपरा विद्याके नामसे कथन क्रिया 
गया है। परा विद्याके द्वारा ब्रह्मतत्व का ज्ञान, अपरा विद्याके द्वारा 
पैसारके व्यवहार पक्ष का ज्ञान होता है । 
“यथा परा यया तदक्षरमधिगम्यते” | सुण्डक १।१।५ ] 
: तीन लोकों की चर्चा शास्क्षोंमें की गयी है-- ा 
अथ ज्रयो बाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोकों देवलोक इति सोध्यं 
भनुष्यलोकः पुत्रणव जय्यों नान्येन कर्मणा । कमंणा पितृुलोको विद्यया 
४५ लोको, देवलोको वे लोकानां श्रेष्ठस्तस्सादविद्यां प्रशशन्ति। 
[ बृहद्‌०, १। ५।१५६ ] 
. नुष्यलोक, पितृलोक, देवलोक | मनुष्यलोक को पुतरद्वा 7 
' “से नहीं। पितृलोक को कमसे जय अ्राप्ठ किया जाता है आर्य | 


] 
4 
है 
है 
ह 
है 


(कक) हरिभाष्य॑ 


कमसे तहीं। देवलोक़ को विंद्याके द्वारा जीता जा सकता है बा 


कमसे नहीं। देवलोक सर्वश्रष्ठ है इसीलिए इसकी प्रश॑त्ता सभी तो 
सनातनसे क़रते चले आ रहे हैं। अविद्या का अर्थ कर्म भी होता 


अर्थात्‌ जो कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं। विद्याया अन्या अविध्या हे 
ता कम इत्यथं: । कर्म विद्याके विरोधी हैं अतः उनको अविद्यों ॥ » 
गया है। अथवा जिन्हें भगवत्‌ चरणानुराग नहीं है, भक्ति नहीं है के. 


अविद्या की उपासना करते हैं। 


दयानन्द आदिने जो अथ अर्विद्या का किया हैं बह समीचीन नहीं । 
है । यथा-अनित्यमें नित्य, अशुद्धमें शुद्ध, दु:खमें सुख, अनात्मामें आत्मा. 


तथा शरीरादिमें ऑत्मबुद्धि की उपासना करते हैं, वे अन्धकारग/पी हैं 


श्रुतियींमें अंविद्या ढवरा भी मृत्युको पार करना कहा गया हैं! 


अविद्या को पञ्चंक्लेशोंके अन्तगंत माना गया हु । इसको; परिभाषा 


त्तिम्न रूपमें की गयी हे अनित्याशुचि दु खानात्मसु नित्यशुचिसुख/त्म- 
ख्यातिरविद्या | योगदर्शन सूत्र ५॥। 


अनित्यमें नित्य बुद्धि, अपविन्नमें पवित्र, विषय सेवन आदि सुखकां | 


अनुभव, अनात्ममें आत्मबुद्धि-ये चार प्रकारके मिथ्या ज्ञान कहे गये हैं। | 
स्वामी शंकराचायके अनुसार यह मन्त्र हीं कर्मनिष्ठोंके लिए हैं 

परन्तु ज्ञान ओर कमेमें भिन्नता हो सकती है, विरोध कंभी नहीं हे 

मन्त्रमें ज्ञान और कम का समुच्चय ही अभीष्ट हैं। ज्ञान की चरम 

परिणति भगवत्‌ प्राप्ति और कर्म की भी चरम परिणति भंगवत्‌ प्रा' 

हू । अन्तिम रूप या आश्रय मात्र भगवान ही हैं। अतः अन्त दोनों 

का प्रदिपादन किया- गया है। अंत: मानव-मौत्रकी ज्ञान और कं 


दोनों की, उपासना करनी चाहिये; क्योंकि ज्ञानकें बिना केंमे अन्ची 
ओर कंमंके विना ज्ञान पंंगु हैं। 


पद. 
नाना तु विद्या चाविद्यां च॑ थदेव विद्य्या करोति शरद्धयोपर्ति 


तदेव वीयंवत्तरं भंवतीति । 
। 
अंतः विद्या तथा अविद्या भिन्न-भिन्न है । जो पुरुष अपनी हर 
र्क 
विद्यो एँवं श्रद्धापूर्वेंक्त उपनिषद्‌ की शिक्षाके अनुसार सम्पर्दिन 


$ 
ही 
कि 


5 
ह 


ः दुष्ठम मंत्र ईशोपनिषद्‌ (2१ ॥ 


है वह कम फलदायी होता है और जो कर्म अश्रद्धा अर्थाव्‌ उपेक्षापूर्वक 
किये जाते हैं वह फलदायी नहीं होते । शास्त्रोंमें क्रम करनेकी प्रेरणा 
दी गयी है। यह संसार, ही क्मक्षेत्र कहा गया है। यहाँ आकर हम 
शुभ कर्मोका अनुष्ठान एवं संकल्प करें, यही ,मात्तव जीवतकी चरम 
परिणति है । जिस कर्मको हम ज्ञानपूर्वंक करते हैं उसका फल वेसाही 
प्राप्त होता है ! 

यदि हम कांटे का बीज वपन करते।हैं तो उसमें,मीठा फ़ल मिलता 
अत्यन्त कठिन है । यदि मधुरताकी दुष्टिसे माधुयका वषन क्षेत्रमें करते 
- हैं त्तो उसका 'फल भी मधुर ही प्राप्त होनेकी आशा की जाती है, ऐसा 
संसारमें देखा जाता है। शास्त्र भी उसीका अनुमोदन करता है.। जो 
मात्र ज्ञानके लिए ही श्रम करते हैं परमात्म कृपासे वज्चित रह जाते 
हैं। अतः ज्ञान, कर्म दोनोंकी उपासना करनी चाहिये, जिससे जीवनमें 
अवश्य सफलता प्राप्त हो सकतो5है, यही श्रूति भंगवतीका अनुग्रह है, 
उसीक़ा अनुसरण हमको क्वरना चाहिये । 


दुसम मन 
दीघतमाऋषि: । आत्मा देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द । गान्धारः स्वरः । 
अन्यदेवा हुविद्यवाउन्यदाहुर विद्या द 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे | १०॥। 
अन्चय-- विद्यया अन्यद्‌ एवं आहुः । भविद्यया अन्यद्‌ आहु: । 
इति धीराणां शुश्रुम, ये न: तद्‌ विन्नचक्षिरे ॥ 
भाष्य -- 
विद्या का -तात्पय भिन्न प्रक्ारसे :कहा .जाता'है और अविद्याक्ता 
ऊल उससे भी भिन्न रूपमें ,अभिकथन किया गया है, यह सहान। धीर 
>रेषोंसे श्रवण किया गया है, जिन्होंने समय-रे पर+विशेष ,उप्रदेश 
किया है। विद्या शब्द -वि पूर्वक दो >भखण्डने, -चु >ूच्योतने, एवं. विदृ- 
गाने धातुओं सिद्ध होता है। इससे भाव़में एक प्रक्रारक़ी आत्मशक्ति, 
गो, ज्ञान की दृढ़ता, आत्मप्रकाश तथा भम्ृमृतत्व, की. आ्राप्ति; होती: है 


| 


घर. हर. 


रे) से देसम मत 
त्मक बन्‍्धन नष्ट हो जाते हैं। विद्या मानव जीवन) ३४ हे 
३ 2 सुसुप्त तंत्रियोंक्ी झंकृत करती टट | इसका बो )॒ 
ला को ही हे 200 00 स्वाध्य ' 
ने जीवनमें किया हो । द 
री था का 2 स्वरूप इहली कक फलकी आध्ति पक 
सृष्टि विज्ञातका फल कहा जा सकता है। ऐहिक ऐश्वर्यके पीछे भात है 
मानव बहुत जोरोंके साथ भाग रहा है । साँसारिक सुख-समृद्धि एव. 
उपभोगके अगणित साधन प्रचुर मात्रामें व्यावहारिक जीवनके उपकरण 
उपलब्ध करता है | दोनोंकी आवश्यकता जीवनमें है । यदि हम सोनेडे 
समयम़ें जागे तो जागनेके समय निद्रा अवश्य आयेगी। अतः श्रुति स्व. 
अनुग्रह करती है और विद्या एवं अविद्याके स्वरूपका वर्णन बड़े ही | 
समारोहके साथ करती है-- 
... ह्रमेते विपरोते विषची, 
अविद्या या च विद्यति ज्ञात्ता | 
विद्या भीप्सिनं नचिकेतस मन्ये, 
नत्वा कामा बहवोलोलुपन्त || कठ० १।२।४ । 
विद्या अविद्या ये परस्पर एक दूसरेके विपरीत हैं। विद्या ही क्‍ 
कामना करने वाला प्राणी सांसारिक पदार्थोके प्रति आकषित नहीं | 
होता । विद्या का अर्थ निवृत्ति और अविद्या का अर्थ प्रवृत्ति तथा श्रेय 
अब भी है। आत्ज्ञान की चाहने वाला सांसारिक बिषयके प्रति 
मरना नहीं करता, जैसा कि नचिकेता यमसे ऐहिक का मनाओंके प्रति 
उपदेश किया | 4 आ परीक्षा लेकर मत भा 
करतीं, वह कृतार्थ ही जाता ४ मा पा भाग ॥ 
श्राप्त हो जाता है। उसके दशन मात्रसे जीवनका पार ॥ 
गोस्वामीजीने विद्या अविद्या का बड़ा ही सुन्दर चित्र उपस्थित 


“२८ ५ ॥। अत्ति ड्ट ने न तर १ ५ < बारे ॥ । 
हुपमें ही प्रस्तुत क्रिया ३। + इन तीन तत्वोंका वर्णन विद्या भर ' ह 


द॒सम मन्त्र ईशोपनिषद्‌ (5), 


मै अर मोर तोर त॑ माया। जेहि बस कीन्‍न्हें जीव निकाया !। 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। विद्या अपर अविद्या. दोऊ।। 
एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा | जा बस जीव परा भव कृपा |। 
एक रचइ जग गुन बस जाके। प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके || 
[रा० सा० अर० १४ ] 
मैं और मेरा तू और तेरा यही भाव माया का स्वरूप है। जिसने 
पमस्त संसारके जीवोंको अपने बसमें क़र रक्‍्खा है। इच्द्रियाँ तथा 
इनके विषय और मनकी गति जहाँ तक विद्यमान है वह सब माया 
है। इसके दो भेद हैं एक विद्या और दूसरी अविद्या है। अविद्या 
अत्यन्त दृष्टा और दुःखरूपिणी है, जिसके वशमें होकर जीव संसाररूपी 
कपमें पड़ जाता है । दूसरी विद्या, जिसके बशमें समस्त गुण विद्यमान 
हैं। वह प्रभकी प्रेरणासे जगतुका सृजन करती हैं, अपना कोई बल 
उसमें नहीं है । 
जीव भगवान का शरीर है अतः इससे प्रथक्‌ स्क़त्वामिभान नहीं 
रहता । जब यह उस स्थितिसे अलग हुआ तब पहले मैं को सत्ता हुयी । 
फिर अन्य जीवोंके प्रति द्वेत बुद्धि होनेसे 'तैं” भी हुआ। 'मैं से मोर, 


और 'तें! से तोर भी उत्पन्न हो गया। न वे तेडजित्‌ भक्तानां समाह- 


मिति माधव | त्वं तवेति च नानाधीः पशुनामिब वे कृताः || यह मैं 
हें, और यह मेरा है तथा यह तू है, यह तेरा है इस प्रक्तारके विकारसे 
संयुक्त बुद्धि (पशुओं की सी) आपके भक्तोंमें: नहीं होती । भक्तिके समक्ष 
माया कभी भी नहीं रुकती । मै अरु मोर तोरतें माया से माया का स्वरूप, 
जेहि बस कोन्हे जीव निफकाया से माया का कार्य कहा गया है। गो 
गोचर जहँ लग मन जाई से माया का विस्तार कहा गया है । गो 
गोचर से दृश्यमान जगतू, जहँ लगि मन जाई से अदृश्य लोकोंको भी 


जन £ 
या है। यहाँ अविद्या. मायाके वशवरति मनके विषय की बात कही 


ग ५ 

है है। विद्या मायासे शुद्ध मनका विषय तो मात्र भगवान्‌ ही कहे 
हैं। मय्येब सन आधत्स्व |. (गी० १२७ ) 

* मनसवेदमाप्तव्यम्‌ । ( कठ5० २॥४।११ ) 


४) 'हरिभाष्य - द्रसम मंत्र 


तथ॒ विषम माया बस ; सुरासुर ; ताग नर हु पा रे | 
भ्व पंथ ख्रमत अमित व हे 222 के भा "डा पे ) 
तुलसिदास में मोर गये बित्तु, जिय सुख कबहुं न ; पावे । । 
( विनय पत्रिका १२७ ऐ। 
अर्थात अविद्या मायासे मैं मोर की कल्प्त्ता-ही दुःख का मूल है। 
'अविद्यात्मक 'सुत वित॑ देह गेह स्नेह इंति जगत्‌ ।' 

इंस परिभाषसे प्रसिद्ध है। देहमें पुत्न आदि सम्बन्ध और गेहमें 
वित्त आदि जंड़ पदार्थोका अन्तर्भीव मानकर श्रीगोस्वामीजी ने देह, गेह, 
नेह रूपमें ही इस अंविंद्या क़ल्पित नानात्व क़ो जगत्‌ माना है। 

'जिव जब ते हरि ते विलगान्यो । द 
तब ते देह गेह निज जान्यो । 

माया बस स्वरूप विसरायो ! न्‍ 

तेहि अ्रम से दारुन :दुख पायो ।। वि०:प० १३६. ।। 

देह गेह संसार | (>ीतावली-अथो० २८ ) 

देंह गेह नेह'जांनि जंसे घन दामिनी । (वि०-प०७४) 

देह गेह सुत क्ति 'क्रलत्र मह न्‍ सगन :होत । (वि० प्० २३४) द 
इस प्रंकार श्रीराम 'शरीर रूप जगत्‌को अन्यथा भाव 'हफमें 

'नात्व जगत को कहंपना करना अविद्या माया का कार्य है। 

त्व्मेंक एवास्प सतत: प्रसूंतिस्त्वं -संनिधान त्वमनुप्रहश्च । 

'उन्मायया संवतचेतसस्त्वां पश्येन्ति'नाना न विपश्चितों ये।। 

९ ( श्रीम:द्वागवत० १०३१३: । | 
स्थांन 22008 ही क्‍ प्रपञ्चके उत्पत्ति 'पालन ओर है | 
नानात्वके रूपमें का 8 मोयासे ढका हुआ 'है वहीं * 

८ २ ५टगोचर होते हैं।। । 
' किक 2533॥ मौत स्ति किक " | 
७ "ये ।इव।नानेव पश्यति | १) 

((क्रठ० ९४ 


दम मंत्र इशोपनिषद्‌ (608 ॥ 


मनसे यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । इस प्रपञ्चमें कुछभी ब्रह्मसे 
भिन्न ताना सत्ता नहीं है। जो प्रपठचको भिन्न-२ रूपमें देखता है, वह 
मुत्युसे पुनः मृत्यु. की ओर जाता है। विद्या साया-एक रचइ जग गुन 
बस जाके | अविद्या माया दुष्ट कही गयी है । 
लव निमेष महँ भुवन निकाया | रचइ जासु अनुशासन माया ॥ 
अव्यक्ताद्व्यक्तमापन्न विद्या सर्ग वदन्ति तम्‌। 
महान्त॑ चाप्यहड्डाधरमविद्यासगतेव.. च॒।।| 
अविधिश्च विधिश्चेब॒समुत्पन्नौ. तथक्नतः । 
विद्याउविद्येति विख्याते श्रुति शास्त्रार्थचिन्तकः || 
 अव्यक्तसे व्यक्त भावापन्न उप्त विश्व विराट्‌ रूप को विद्या-सुष्टि 
एवं महान कहा जाता है और अहंकार को अविद्या सृष्टि कहते हैं । 
विद्या सुष्टिके ज्ञानसे चराचर को भगवान्‌ का शरीर मानकर उसको 
उपासना होती है। अतएव वह विधिरूपिणी है। नान्तात्व दृष्टिसे 
अहंकार आदि विकारोंमें राग, ढेष आविके दुःख प्राप्त होते हैं । अतः 
अविद्या सृष्टि अविधिरूषिणी है। ये दोनों प्रकार ज्ञान अज्ञान को 
दृष्टिसि देखने पर उत्पन्न होती है । । 
विद्या सृष्टिसे जगत्‌के चराचर रूपसे रामजीके उपकारों को सम भ- 
कर उनकी उपासना होती है और व्यष्टि जगत्‌को रामजीका नियाम्य 
पमभनेसे उससे ममता -छूटती है । 
जननी जनक बनन्‍्धु सुत दारा | तन धन भवन सुहृद परिवारा ।। 
सबके ममता ताग बटोरी | मम पद सर्नाह बॉधि बरि डोरी ॥ _ 
[ मा० सु० ४७ | 
विद्या माया द्वारा साक्षात्कार होने वाला विराट रूप जगत्‌ 
_जरूपत: अनित्य और प्रवाहतः नित्य है। अविद्या माया ठीक इसका 
| उते पक्ष ( प्रमात्मक अन्यथा भाव ) है। 
ही गवत फलत नवल नित संसार विंटप नमामहे । [भा० उ० १३] 


... इस प्रकार विद्या एवं, अविद्या का स्वरूप शास्त्रोमें वर्णन किया 


एकादश मन्त्र 

रीेतमा ऋषि: । आत्मा देवता | स्वराडुष्णिक्‌ छन्द: | ऋषभ: स्वर 
विद्यां चाषिद्यां चर यस्तहेंदोभयं स ह। 

अविद्यया मृत्यं तीर्त्वा विद्यया5पृत्तभश्नुते ।। दा 

0 ।येजु० ४०१४] | 
अन्वयार्थ-यः- जो, विद्यां च अविद्यां च उभ्नयम्‌ - विद्या एवं अविद्या क्‍ 
दोनों को, ह तंद्‌ वेद अच्छी तरह जानता है, और दोनोंका साथ-२ 
अच्छा ज्ञान रखता है_। (सः) अविद्यया मृत्युं तीर््त्वा -- वह साधक अविद्या 
( प्राकृत विज्ञान ) से मृत्युको तरंकर (मृत्युलोकमें सुखपुवेक जीवन 
_ विताकर) मायासे छूटकर, अर्थात्‌ कमंतत्त्व का ज्ञान कर, विद्यपा 
अम्नतमश्नुंते-अमरत्व , (मोक्ष) को अथवा भगवद्भक्तिको. प्राप्त 
करके सेंसारके बन्धनसे मुक्त हो जाता है। अर्थात्‌ विद्या, अविद्या दोनों 
को जानने वाला अन्तिममें मोक्ष 'या भगवत्त सान्निध्य प्राप्त करता टै | 

; भाष्य---- / 7 

यह संसार कर्म क्षेत्र कहा गया है। यहाँ आने वाला मानव कुछ 

न कुछ कर्म क़रंता ही है, यह उसकी सहज प्रकृति है। इसमें कोई 
विशिष्ट पुरुषाथ करके भौतिक एवं सांसारिक ज्ञान का अर्जन करके 


श्य 
हट 
| 
जा । 
4 
शत] 
जि & | ँ 
“प्‌ 
य्म 
3] र 
2. 
_] 
ब्ज्न्गे 
२7 
£7 < 
_न्‍_न्‍मूँ 
/7% 
> 
थ्र्य 
की 
6; ++ 
श्र] 
24७ 
/गा 
£)] 
व्प, 
ध्प 
ग्र्य 
4+/ 
्र 
3, 


पैंहुलता है। वह वेश तोः हंस का वी 
ते हैं। वे. स्वेच्छाचारी हैं, अशिक्षित * 
यही कारण है कि आज देश गतें की:आ 


्ँ पर कार्य कीग्बा का कर 


कहने पर ऋद्ध हो जाते हैं । ॥। 


33223: 22220222422 >म 9202 4 
८०226: 20:0० स्षेरखू ४ आल व > 3202 <* शी के 


एकोदंश मंत्र इशोपनिषंद्‌ 
जा रहा है। यहाँ विद्या अविद्या की चर्चा इसी अर्थमें 
जो लोग दोनोंका अध्ययन करते हैं बह इस सं पार- 
के साथ पार कर जाते हैँ । 
विद्या को उपासना से आध्यात्मिक शान, भगवद भंजन से 
भक्ति प्रपत्ति और भगवत्‌ सान्निध्य प्राप्त करलेते हैं । अनेक व्याधियों 
से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं । मन्त्रमें विद्या अविद्या दोनोंकी चर्चा इसी. 
लिए को गयो है, जिससे मानव जीवन एकाज्जी न हो जाये प्रत्युत्‌ 
उसे अभ्युदय एवं निःश्रेयस्‌ दोनों की प्राप्ति हो सके । हमारी वेदिक 
ज्ञान को गरिमा सावेभौमिंक एवं सांवंकालिक रही है और आज भी 
विद्यमान है । 
प्रतबोध विदितं मतमशझुतत्व॑ हि. विन्दते ।. 
भात्मना विन्दते वीर्य विद्येया विन्दतेड्प्नतम ॥। ( केन० २।४ ) 
अर्थात्‌ आत्म ज्ञानसे अमृतत्व को प्राप्ति एवं शुभ कार्योसे बल 
को प्राप्ति होती है । ब्रह्म ज्ञानसे अमरत्व प्राप्त होता है । अथवा जो 
ज्ञान कम दोनों साथ-२ जानते हैं, ज्ञानपुर्वेक कर्म करते हुए ब्रह्म 
शान को प्राप्त करते हैं वे श्रेष्ठ कर्मोसे मृत्यु को पारक्वर सुख एवं 
वेभव्‌ का आनन्द्र प्राप्तकर मोक्ष प्राप्त करते हैं । इस 'प्रकार ज्ञान, 
कम दोनों के समुच्चय दर उपदेश इस मन्त्रमें विद्यमान है । मानव 
। गीवनमें दोनोंकी परम आवश्यकता है, तभी जीवन साथक एवं सुखी 
बन सकता है । क्‍ 
; तपो विद्या श्र विप्रस्था निःश्रेयस्करं परम्‌ । 
तपसा किल्विषं॑ हन्ति विद्ययाप्मृतंमश्नुते ॥ 
( सनु० १२। १०४ ) 
तप॑ और विद्या ब्राह्मण के लिए मद्लप्रद कहे गये हैं क्योंकि 
"१ से पाप नोश और विद्या सें मोक्षकी प्राप्ति होतीं है । 'विद्यया- 
तेप्ेश्नुते! का तात्पयं उपासना से है | अद्वेत मत के अंनुसार उपासना के 
् थ ही क्रम का समुच्चय किया गया है, ज्ञानकें साथ नहीं । बिधी मा द 
शत की संगति नहीं बेठती है, क्योंकि परमार्थ विंद्या और कर्म 26 4 
कर विरोध होने के कारण संमुच्चय नहीं हो सकता ||. 


( ६७ ] 
को गयी है। 
सागरसे बंड़ी संम्पंन्नता 


( एछ८ ) हरिभाष्य द्वादश पंत ;(॒ 


प्र 


विद्या सुष्टि को महात्‌ कहा गया है। अतः उसको अमृत के ढ 
रूपमें प्रस्तुत किया गया है । विद्या सृष्टिके ज्ञानसे चराचर को फ्ा. । 
वात्‌ का शरीर मानकर उसको उपासना की जाती है-अतः यह विधि | 
रूपिणी है । विद्या सुष्टिसे संसार के कण-२ में भगवत्‌ स्वरूप का | 
बोध होता है. अतः उसकी अमृतके रूपमें चित्रित किया गया है। विद्या. 
. सुष्ठि द्वारा सत्य सनातन परमात्मा का बोध होने से साधक का समग्र 
जीवन चन्दन की तरह सुगन्धित हो जाता है और संसारकी आसक्ति | 
भी छुटते लगती है । आसक्ति ही दुःख का कारण है। यदि वह छूट * 
जाये तो संसार में प्राणी भगवद्‌ बोध करनेमें पूर्ण सफल हो जाता है ' 
अतः योग दशेनमें अविद्या की परिभाषा की गयी है-- 

अतित्या शुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । 
( योग दर्शन सा० पाद सु० ५) 
सम्यक यथार्थ बोध होना शास्त्रों में विद्या कही गयी है । 
विपरीत बोध अविद्या है । 


हादश मन्त्र 


दीघेतमाऋषि: । आत्मा देवता । अनुष्टुप्‌ छन्‍्दः | गान्धारः स्वर: | 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति यरेञ्सस्भुतिसुपासते । 

ततो भुय5इव ते तमो य5उ सम्झुत्यां रता: ॥ १४९ !' 

क्‍ ( वाज०, यज्जु० ४० । ८ ) ह 

अन्वयाथे-ये असम्भूतिम्‌ उपाप्तते संसार में जो लोग असम्भूर्त थ | 

उपासना क़रते हैं 'अन्धंतमःते प्रविशन्ति' वे गहन अन्धक़ा रमें 7 द 

होते हैं । 'ततो भूय इब ते तम: ये उ सम्भृत्यां रताः । ” थे उनसे हो 
घोर अन्धकार में जाते हैं जो मात्र सम्भूति में रत हैं ! 

 भाष्य-वेसे असम्भूति, का ताल्पये नश्वरता है । अनित्य है 

तत्व आत्मा या परमात्मा को सम्भूृति कहा जाता है । द । 

अत; अथे स्पष्ट हो गया कि जो लोग इस संप्तारगी के | 

मात्र विनादशशील सांप्तारिक पदार्थों ी उपासना में ही संत 


बिताशी 


द्वादश मंत्र ईशोप निषद्‌ (० ६४] 


तिमिराचछन्न गहन अन्धकार क़ी ओर जा रहे हैं तथा वे लोग और 
शहन अन्धकार की ओर हैं जो मात्र अविताशी तत्व चिन्तन में ही 
दिवस यापन करते हैं । 
द विनाशशील कामनाओं की पूर्ति में लगे हुए लोग अन्धकार 
की ओर जाते हैं क्‍योंकि इन कामनाओं का अन्त नहीं हो सकता ॥ 
एक की पूर्ति करो तो दूघरी कामना तुरन्त उत्पन्न हो जाती है । 
न॒वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः | (कठ5० उ० १॥ १॥ २६) 
न जातु कामः कामानासुप्भोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेंव भूय एवाभिवर्धंते ।। (मनु० २।१।८४) 
मनुष्य की कामनायें भोगसे कभी भी तृप्त नहीं होतीं, बल्कि 
उत्तरोत्तर बढ़ती हैं, जेसे घृुत की आहुतिसे अग्निदेव बढ़ते हैं । ऐसे 
लोगों कीं गीता में निन्‍दा की गयी है-- 
अनेक चित्तविश्वान्ता मोहजालप्तमावताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेड्शुच्ों || 
( गीता १६। १६ ) 
मात्र कामनाओंमें संलग्न, कुटुम्ब की समस्याओं से भ्रमित और 
विषयों में आप्क्त, लोग नरकगासो होते हैं । न 
आश्चय की बात यहाँ यह कह दी गयी है. कि परमात्मतत्व 
में हो लगे हुए भी अधोगामी होते हैं। यह बात्त इस प्रकारकी है कि 
यदि संसार का प्रत्येक प्राणी मात्र उपासना या भजन ही करते लग 
जाये तो यह जीवन यात्रा क़ठित्त हो जायेगी. तो उसके साथ लौलिक, 
व्यावहारिक कर्म भी करना आवश्यक है । संसारके कर्मोका सम्पादन 
करते हुए उपासना या भजन अथवा परमात्म चिन्तन करना लाभप्रद 
हता है । 
यह जीवन एकाज्भी नहीं होना चाहिये। यह शरीर स्वस्थ 
और शान्त रहेगा तभी धर्म कर्म, यजन, भजन सभी काये हो सकते 
। अत: श्रुति ने क्रषि करने का आदेश दिया है । अन्न तो ब्रह्म 


दी है । भूगु के पुत्र वरुण ने यह बात कही है-- अन्न ब्रह्मति 


( ६० ) हरिभाष्य दाद कं 


. व्यजानात्‌ | अन्नादृध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन नाता: व 


लोवन्ति | अन्त प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । भन्‍नके द्वारा ही यह सम 


सृष्टि उत्पन्न हुयी है । 4 । क्‍ 
प्रोणस्प का गतिरित्यन्नमिति होवाच (छान्दोग्य १।८५ ४) 


प्राण का आश्रय एवं शक्ति अन्न ही कहा गया है । 

शुष्पति व प्राण ऋतिेउ्ञात्‌ [ब्रहदू० ५।१२।१ | 
अन्नके विना प्राण शर्क्ति नष्ट हो जाती है | उपनिषद्में कथा 
आती है-श्वेतकेतु के पिताने अपने पुत्रको १५ दिन अन्न त्यागने को 
कहा । उसके बाद वह आया । उन्होंने कहा कि ऋगू, यजुः, सामको 
कहो । र्वेतकेतुने कहा-पिताजी | मेरे मनमें इस समय कुछ भी नहों 
आता है । मेरी स्मृति विलुप्तप्रायः हो चुकी है | स्थिर रहने की 


स्थितिमें नहीं हूँ | अत: आप आज्ञा कर कि मैं क्‍या करू ? ऋषिते 


कहा कि तुम्हारी सभी कलाओं में एक कला कम हो गयी है, जाओ 
भोजन करो | वह भोजन करने के बाद तीनों वेदोंके मन्त्रोंकों अपने 
पिता को सस्वर श्रवण कराया | ऋषिने उपदेश किया--अजन्नमय॑ हि 
सौस्य ! मन आपोमय:ः प्राणः तेजोसयी वागू इति। [ छान्‍्दों ६।७।६] 
मन अन्नमय और प्राण जलमय है; तथा वाणी तेजोमयी है । इसप्रकार 
जीवन यात्रा को पूर्ण सफल करने के लिए विद्या, एवं अविद्या दोनों 
की परम आवश्यकता है | तभी यह जीवन सुखमय, आनन्दमय एवं 
व्यवहारपुण हो सकता है । 

अत: विद्या अर्थात्‌ यथाथ ज्ञान, अविद्या अर्थात्‌ व्यावहारिक 
ज्ञान दोनोंक़़ी आवश्यकता प्राणीको है | संसारसे विमुख होकर अथवा 
पलायनवादी बनकर न वह अपना कल्याण कर सकता है, न ईसरे 
का कल्याण कर सकता है । मात्र परलोक की चर्चा करने से बुभुक्षा 
नहीं मिट सकती । अतः हम कर्मके और भक्तिके साथ, भजनके सी 
और पुजन के साथ व्यावहारिक कर्म को भी जोड़े रहें, यह मप्त 
तात्पय है । ऐसे न करने से हम घोर अन्धकार की ओर ही जायेगे 
और हमारी अधोगति भी होगी । इस संप्तारमें कतंव्योंका पालन करता 
मानव का परम क्तंव्य है, इससे भागना नहीं चाहिए । 


गा । पत्ते इशोपतिषंद द 
! ( ९१ ) 
करना बड़ी धच्छी बाते 


आत्म चिन्तन या उपाप्तना एवं भजन 

२ इसके साथ ससारके व्यावहारिक कार्यों 
| (ह्त्त आवश्यक है । केवल भक्ति या उपाय 
दा अन्य सभी व्यवहारोंसे शब्य होना 
'शक्षा पूण व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी 
ता नहीं पाते । आगे सम्भूति एवं असम्भू 
रे अपने ढंग से किया है । स्वामी शंकराचांय ने सम्भूति का अर्थ 
द हिण्यग्भ नामक काय ब्रह्ना किया ह् । दयानन्द ते मह॒दादि रूपसे परि- 
| त यृष्टि किया है | स्वामी रामानन्दाचार्ये के अनुसार ब्रह्म प्रति 
औह् अनुभृति तथा समाधि रूप अनुभूति ये दो अर्थ होते हैं । स्वामी 
ह शमानुजाचायने समाधि के अज्भभूत निषिद्ध कमंसे निवत्ति अर्थ किया 
है। पाये ने श्रीहरि का जगत्‌ कतृ त्व और श्रीनारायण स्वामी 
 काय प्रकृति एवं सूक्ष्म शरीर अर्थ किया है । पण्डित श्रीपाद ने 
्रष्ट, संघ जाति तथा कुछ अन्य आचार्योकि अनुसार असद्‌ वृत्तियों 
हा पा है । कि आचार्योने पति पर विचार 

धर भी विच रा “का द व 
पापी का हे की है! रा का 

नदाचाय ने- असम्भूति का अथ उत्पत्ति प्रध्वंस रहित 

आत्म तत्व । द 
अव्याकृत नामकी वाणी, प्रकृति कारण, 
अज्ञानात्मिका भविद्या । 


तिक़ा अर्थ अनेक आचार्यों 


है ग्ी शंकराचार्य ने- 


ण्भा का < 
है 3गाचार्य ने- . समाधि अद्भभूत निषिध कम निवृत्ति। 
५] वा रे ने हे 2! दे 
| था ने श्रीहरिका जगतका संहार करनेका धर्म । - 
9 ।रायण । 
पर स्वामी ने- कारण प्रकृति कारण शरीर । 


ऐश > 
रु ' गदजी ने- व्यष्टि एक व्यक्ति । 
पका * प्रकार आचार्योकी अपनी मान्यताएँ हैं, पर तांत्पये उस 
भा री है कि असस्भूति अर्थात्‌ जो नश्वर (विनाशशील) संसारको 


के है 808 गे शाश्व ' 
' तो है वह अन्धकारगामी है । असम्भूति हैं जो शाखत 


क्‍ दादश मस्त्र ईशोपनिषंद्‌ (५6१४) 


आत्म चिन्तन या उपाप्तता एवं भजन करना बड़ी अच्छी बात 
है पर इसके साथ संसारके व्यावहारिक कार्योका भी सम्पादन करना 
_ अत्यत्त आवश्यक है | केबल भक्ति या उपासना अथवा आत्मचिन्तन 
0 करना अन्य सभी व्यवहारोंसे शन्‍्य होना बहुत बड़ी भूल है | वेदकी 
शिक्षा पूर्ण व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी है, हम उसे अपने जीवन 
में ला नहीं पाते । आगे सम्भूति एवं असम्भूतिका अर्थ अनेक आचार्यों 
ते अपने ढंग से किया है । स्वामी शांकराचांयने सम्भूति का अर्थ 
॥ हिरिण्यगर्भ नामक काये ब्रह्म किया है। दयानन्द ने महदादि रूपसे परि- 
॥ णत सृष्टि किया है । स्वामी रामानन्दाचार्य के अनुसार ब्रह्म प्रति- 
* हूप अनुभूति तथा समाधि रूप अनुभूति ये दो अर्थ॑ होते हैं । स्वामी 
॥ रामानुजाचायेने समाधि के अ ज़भूत निषिद्ध कमंसे निवत्ति अर्थ किया 
_ हैं। श्रोमध्वाचार्य ने श्रीहरि का जगत्‌ कतू त्व और श्रीनारायण स्वामी 
ने काय प्रकृति एवं सूक्ष्म शरीर अर्थ किया है | पण्डित श्रीपाद ने. 
समष्टि, संघ जाति तथा कुछ अन्य आचायोंके अनुसार असद वृतियों 
का निरोध ही सम्भूति है । इसप्रकार आचार्योनि सम्भूति पर विचार 
किया है । इनके अनुसार ये सब अर्थ सम्भूति के हैं और असम्भूतिके 
अर्थ पर भी विचार किया गया है, जो निम्न हैं-- 
स्वामी श्रीरामातन्दाचाय ने- असम्भूति का अथ उत्पत्ति प्रध्वंस रहित 


आत्म तत्व । 
स्वामी शंकराचाय ने- अव्याकृत नामकी वांणी, प्रकृति कारण, 
उज्ञानात्मिका अविद्या । 
श्री रामानुजाचाय ने-.... समाधि अज्भभूत निषिध कम निवृत्ति। 
श्री मध्वाचाय ने- . श्रीहरिका जगतका संहार करनेंका धर्म । 
श्री नारायणस्वामी ने- कारण प्रकृति कारण शरीर । 
पण्डित श्री पादजी ने- व्यष्टि एक व्यक्ति |. | 


इस प्रकार आचार्योकी अपनी मान्यताएँ हैं, पर तात्पय उस 
पद का वही है कि असम्भूति अर्थात्‌ जो नश्वर (विनाशशील) संसारकी 
उपासना करता है वह अन्धकारगामी है | असम्भूति है जो शाश्वत '_ 


( ६२ ) हरिभाष्य तेयोदश पंत 


परमात्मा अविनाशी की उपासना करता है। दोनों अन्धकारगांमी हैं। 
अतः मन्त्र का तात्पयें स्पष्ट है कि साधकको न अत्यन्त आसत्त ने 
अत्यन्त विरक्त होना चाहिए तथा न मध्यमें रहना चाहिये, तभी व 
जीवनका सच्चा आनन्द प्राप्तककर सकता है। यदि एकाज़ी हो जायेगा 
तो जीवन व्यर्थ हो जायेगा तथा अन्धकार में हो जाना पड़ेगा । 

... मध्य का जीवन भक्तियोग है । भगवान भागवतमें अनुप्रह 
करते हैं-“न निविण्ण: नातिसक्तः भक्तियोगोउस्य सिद्धिदः” भर्थात 
गे बहुत आसक्त न बहुत विरक्त अर्थात्‌ मध्य की स्थिति अच्छी है । 
अर्थात्‌ जीवनका व्यापार चलाते हुए आत्म चिन्तन और भजन पूजन 
से मंगल एवं सिद्धि प्राप्तहो जायेगी क्‍योंकि श्रीभगवान्‌ विश्वरूप कहे 
गये हैं । संसारकी सेवा भगवत्‌ सेवाही है । संसारकी सेवा करते हुए 
भात्म-चिन्तन; रामभक्ति की जाय तो भी सिद्धि अवश्य मिलेगी । 


त्योदश मन्त्र 
दीघेतमाऋषि: । आत्मा देवता । अनुष्टुप छन्दः | गान्धारः स्वरा । 
अन्यदेवाह: पम्भवादन्‍्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्र॒म धीराणां थे नस्तद्विचचक्षिरे ।।१३'। 
अन्वयार्थ- 
नित्य भविनश्व रतत्वकी उपासनासे अन्य फलको प्राप्ति होती. 


वर पदार्थकी उपासनासे भिन्न फलकी प्राप्ति होती है । जि 
इसपर अपना व्यास्यान किया है, वह 


हैं।। नए 
: ऋषिने बड़ाही अनुशासित है। 
भाष्य- 


सार के ताशवात पदाथों के उपासनासे अथवा उसमें संलर्भ 
रहनेते अथवा उनको 


प्राप्त करनेके णिक सु्ध 
की प्राप्ति होती है । 30 मनुष्य मोल ४ 


द _ श्रप्नोदश मन्त्र ;रिभि ० 40007: 
4 20500॥0 (९ 63 0] 
रनेमें उसको 
सक्षमहो जाता है। 


है 7ही जीवन धारण करनेका सच्चा आनन्द है, इसे प्राप्त क 
है पमय नहीं लगता है। वह अपने लक्ष्यको बेधनेमें पूर्ण 
क्‍ 30 _एट हुआ कि सांसारिक पदार्थोकी उपासना संकुचित 
एवं नश्वर हैं और आत्मा परमाध्मा की उपांसना अविनाशी तत्वकी 
उपाप्तना होती है यही जीवनकी आत्मोन्नति हैं । यही जीवनका अन्तिम 
लक्ष्य है । इस मन्त्रमें भी सम्भूत्ति और असम्भूति पर विचार होता 
क है। यहां जो स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरका निरूपण किया गया है उसका 
| धन्य तात्पय है । कारण प्रकृति और कारण शरीर से अन्य. फलकी 
| व्याख्या विद्वानों महापुरुषों से श्रवण,की गयी है।. 
| असम्भूतिका तात्पयं वयक्तिक भाव, सम्भूति व्यक्तिकी स्वतंत्रता 
$ के अथमें प्रयुक्त किया है । पर इसका तात्पये यही हैं कि सम्भूत्तिका 


 तांत्पय सत्तावाच्‌ और असम्भूतिका अथे अपनेको. सत्ञावान न मानना 


॥ हो होता है । आजके लोग ईश्वरकी सत्तापर भी संदेह व्यक्त करतें: हैं। 


। यद्यपि जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय व्यवस्थाके परमाधार रूप 


में त्रह्म सत्ताको वेदान्तमें बड़ सम्तारोह रूपमें निरूपण कियां गया है ॥ 
श्री गोस्वामीजी ने एक़ ही पदमें पूर्ण निरूपणः प्रस्तुत: कर 
दिया है-- “लोक वेदहूँ विदित बात सुनि समुझिये मोह मोहित विकल 
मति थिति न लह॒ति। छोटे बड़े खोटें खरे मोटेउ दूंबरें राम रावरे 
निबाहे सब हो की निबह॒ति | होती जो आपने बस रहतो एक ही: 
रस, दुनी न हरष शोक. साँसति सहति । चह॒तो जो जोई-९२ लह॒तो सो 
सोई सोई केह भाँति काहु की न लालसा रहति। करस काल बहाव क्‍ 
गुत्त दोष जग माया" ते सो समय भौंह चकित चहति ॥ ईसनि दिगो- 
सनि जोगीसनि, 'सुनीसनि हूँ छोड़ति छोड़ायेते गहाये ते गह॒ति । सत- 
रंज को जो राज काठ को सब समाज महाराज बाजी रची प्रथम न 
_ हृति।। तुलसी प्रभु के हाथ हारिबो जीतिबों नाथ बहुवेष बहु सुख 
शारदा कहुति ||” (ब्िनय पत्निका। 
संप्तारमें सभीका निर्वाह भगवान 
यह बात लोक वेद सभी जगह ग्रसिद्ध है । 


के निवाहनेसें ही निभता है, 
इस बातको समंभतते हुए 


( ६५ ) हरिभाष्य 


मेरी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है। यह संसार दि स्वतन्त्र 
सदा एक दशामें ही रहता | हुए ओर शोक क़ी दुर्दंशा न सह 
पड़ता । इच्छित फल मिल जाता | किसी की जालसा हो न रहतो। 
पर ऐसा नहीं है। अतः संसार परतेन्त्र है जीव मायाके वस है और 


माया आपके भोंह को चक्रितचित होकर देखती रहती है तथा आपसे | 


भयभीत भी रहती है । 


इस माया को प्रवृत्ति आपके रुखके अनुसार 
यह माया शिव, ब्रह्मा, दशों इन्द्रिया दिक़ों, दिग्पालों 
योगीएवरों और व्यास आदि मुनीश्वरों को भी आप 
है ओर पकड़ानेसे पकड़ती है । 
सा राज्य है। सभी समाज काष्ठवत्‌ है। इसमें सम्भव कर 
कठिन है, असम्भव कहना भी उतना ही कठिन 
शतरंजरूपी बाजी आपकी ही रची हुयी है। इस बाजी की हार-जीत 
आपहीके हाथोंमें है। अपना वश इसमें कुछ भी न ही है। इसमें सम्भूति, 
था असम्भूति दोनों का ज्ञान कराने वा 
कुछ भी नहीं है ( 


के छूड़ाने से छोड़तो 


ना निश्चित 


इस विनाशशील संसाररूपी जहा 
सम्भव हो सकता है | यह जीवमात्र उपकरण है। इसका प्रयोग जसा 
चाहें वेत्ा करलें। इसी बात को पस्वती अनेक रूपोंमें वणन करती. 


है | इस प्रकार बड़े-बड़े ऋषि पति भी इसोको कई प्रकारसे व्याख्या 
तथा उपदेश द्वारा पमभाने का. प्रयास करते रहे हैं। 


ज का संचालन आपही द्वारा 


सबके अधिपति ए 
त्रिभुवनपति वेद बदत 
हो गया कि: जीवमात्न 


वें स्वामी आपही हैं। 


भनीरथ कर सकता / इसकी पूर्ति उसके 
हाथमें नहीं है। क्‍ र सर ; 8] ० 


तयोदश मं. 


होता तो 
गे करता 


ही रहा करती है. 
, याज्ञवल्क्य भादि, | 


'विश्वम्भर, श्रीपति, : 


रि लीख। विनय प० ६८ ) इससे स्पष्ट 


/॥) 
है 


इस माया का सारा समाज शतरंज का. 


है। यह संसार की 


ले आपही हैं, इसमें जीवके वशमें 


चतुदंश मन्ध्र 
दीषतमा ऋषि: | आत्मा देवता । अनुष्टप्‌ छन्द: । गान्धार: स्वर: । 
समभूति च विनाशं व यस्तद्वेदोभयं सह | 
विनाशेन मृत्यु तीर््त्चा सम्भुृत्याउम्रतमश्नुते |। १४॥। 


( वाज० यजु० ४०।११ ) 
अन्वय-- 


यः सम्भूति च विनाश च, तत्‌ उभयं सह वेद, विनाशेन मूत्य॑' 
तीतत्वा सम्भृत्या अम्ृम्‌ अपनुते । ५४ 

अन्वयाथ-- इस मन्त्रमें तत्वत्नय का प्रतिपादन क्रिया गया है-- 

ब्रह्म जीव, प्रकृति । जति मरण मात्र जगतमें है, आत्मा और परमात्मामें 

गहीं। मृत्युसे तरने वाला जीव, अमृत ब्रह्मांश है। प्रकृति स्वरूप विज्ञान 

का त्यागकर मुक्त होकर जीव ब्रह्म का अनुभव करता है। 

अर्थात्‌ जो अविनाशी परमात्मा तथा नश्वर संसार' इन दोनोंको 

एक साथ जानता है, वह अस्थिर सांसारिक वंभव से मृत्यु को पांर 

करके इस संसारमें सुखपुवंक निवास क़रके उस शाश्वत भगवान्‌ को 

 पराभक्तिसे, उपासनासे अमरत्व या मोक्षको प्राप्त कर लेता है। 

भाष्य-- 

इस मन्त्र द्वारा स्पष्ट निर्देश किया गया है कि मानव को धर्म, 

बर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टयके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। 

इन चारों का क्रमशः पालन जो अनुशासन पूर्वक करता है उसको 

शान्ति मिलती है | अनुशांसित धम, काम का अनुगमन करे, अनुशासित 

काम धर्म का अनुगमन करे और अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष पुरुषार्थ का 

बनुगमन कर यह क्रम है। इसके द्वारा संसारमें धन, एश्वय, सनन्‍्तान 

तथा यश की प्राप्ति होती है। इसीके साथ यदि मानव भगवान्‌ की 

भक्ति एवं उपासना भी करने लग गया तो उसका वेड़ा पाए हैं। . 

रैससे जीवन एकाज्ी भी नहीं होता हैं, क्योंकि भगवान्‌ की भक्तिमें 

. नेगृत भरा हुआ है। उसका पान करने पर लोक-प रलोक दोनों ही 


| ०) हा चतुर्देश मंत्र 
सुधर जाता है । नीति शास्त्रमें वर्णन किया गया है कि “धनाद धर्म: 
ततः सुखम्‌” धनसे धर्मंका पालन ओर धर्मसे सुखकी प्राप्ति होती है । 
अतः मानवको धर्म एवं अर्थोपाजन दोनोंको करना परम आवश्यक हे । 
जो लोग, यह कहते हैं. कि मुझे किसीकी आवश्यकता नहीं, वह उनके 
हृदय की बात तहीं होती, वह खीककर ही इस प्रकार की बात केहा 
करते हैं,। संसारमें। वह असफलः एवं अकमण्य ही होते हैं। हमारे वेदों 
में व्यावहारिक शिक्षाभी पूर्णरूपसे विद्यमान ह। वेशेषिक़ सूत्र (१२ ) 
का कथन हे- “यतोडभ्युदये निश्चेयः सिद्धि: सः धममम:” जिसके द्वारा 
अपना कह्याण तथा सब प्रंकारसे उन्नत्तिहो, साथही निःश्रेयस्‌ अर्थात्‌ 
पारलोकिक उच्नतिभी हो सके उसे धर्मके नामसे अभिहित किया गया 
ह | यह वदिक सिद्धान्त है । 

लोक़में कोति धन: प्राए_तत करना, अभ्युदय या समृद्धि प्राप्त 


करना पाप नहीं है, अपितु पुण्य, है ॥ यह अप्रधान कम नहीं. हैः बल्कि 


प्रमुख कतंव्य है क्योंकि सांसारिक़ कतंव्य तथा धार्मिक कतंव्य विना 


धनके. पुण नहीं होते । परन्तु यह समृद्धि क़तंव्य या धममंके- बिना पुर्ण 


नहीं होती । यह. अवव्य है. कि धनके लिए ऐसा आचरण न किया 
जाय कि वह ति:श्रेयस्‌ में बाधक बन जाये. । हसारी ऋषि: परम्परामें 


लोकिक ,विभूति एवं ऐश्वये प्राप्ति करनेके बादभी मोक्षमें विरोध नहीं! 


2. 


माना गया है बल्कि एक दूसरेका प्रक माना गया है ॥ यह बात स्पष्ट 
रूपसे क़ही गयी है। सतृपुरुषोंने इस सिद्धान्तकों पर्णरूपसे _ मानाः हैं । 
 सप्तारके प्रत्येक्र प्राणीका चरम लक्ष्य है अमृतत्व प्राप्ति । भगवतु शरण 


हो जाना या मोक्ष प्राप्ति । अमृतका तात्पय हैँ परमानन्दकी प्राप्ति: « 


या भगवत्‌ चरणा 


होना हैं । अत: वेदके सेकड़ों है. 
५" ठ जे पद ३ ह। भी: 
कामनाकी गयी है । पक्तकी ग़यो है । यश प्राप्तिक 


व समृद्धिवान्‌ व्यक्तिको मुत्युका आजा _ 
भी. है तो बहुत कम होता. है । भंत। 


अं + 4265: :+:%.::५०००4:४३८:२४४६२००:४ १५० ७०... 


५3% २ 2 कर्ज >५ 2 >े- ७ आर ऑन का. 3. 
न 92००2 


चतुदेश मंत्र ईशोपनिषद्‌ (६७५) 


सद्बुद्धि की प्रेरणा करने घाला गायत्री मन्त्र है । उपमें जप 
का ही विधान है । उसीके द्वारा भगवत्‌ प्राप्ति, कीरति, विद्या, भार, 
प्राण, सन्‍्तान, पशु तथा, ब्ह्मतेजकी प्राप्ति कही गयी हे । 
स्‍्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पवमानों द्विजानाम्‌ | 
आयुः प्राणं श्रजां पश्‌ं कीति द्रविणं ब्रह्म व्चसम्‌ , 
महा दत्वा ब्रजत ब्रह्म लोकम्‌ ।। ( अथवंवेद १६।७१।१ ) 
मन्त्रका तात्पय हे-“मन्तनात्‌ त्रायते अनेनेति मन्त्र: मनन या 


अनुष्ठान करनेसे जीवनके प्रत्येक पक्षकी रक्षा एवं सम्बद्धन मन्त्र करता 


चला आ रहा हे । एकपक्षीय शक्ति मन्त्रकी नहीं होती । जसे गायत्री 
मन्त्र शरीर, धन, परिवार, व्यवहार, समाज, मोक्ष, भक्ति इन सवस्वको 
देनेमें सम है । मन्‍्त्रका एक्देशीयपक्ष क्रभी नहीं होता | जसे औषधि 
अनुपानके अनुसार लाभ करती हे उसीप्र कार मन्त्र अनुष्ठानके अनुधार 


' लाभ करता हे । मेरे द्वारा वरदायक प्रेरित करने वाली ब्राह्मणोंको 


पूत करने वाली उस बेद माता अर्थात्‌ ज्ञानरूपी प्रकाशकी अधिष्ठात्री 
और अन्तमें ( प्रचोदयात्‌ ) शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वास्थ्य, 
आयु, शक्ति, धन, बभव, कीर्ति, ब्रह्मतेज तक लेजाने बाली या प्रेरित 
करने वाली ( प्रचोदयन्ताम्‌ ) या प्रचोदयन्ती का तात्पय है । नीति 


. आदियमें वर्णन किया गया है कि मृत्यु के अत्यन्त निकट होने परभी 


अपनेको अजर अमर समभकर विद्या और धनका संचय करना चाहिए 
साथही धर्माचरणभी करना चाहिये । साथही भगवान्‌में समेपण बुद्धि 


द भी रखनी चाहिये । 


जेसे कोई दूकानदार व्यापारमें दिवालिया हो जाय तो उसका 

बड़ा महाजन जो अपनी जिम्मेदारी लेकर जितना धन्त दिवालिया के 

पास होता है, उतनेही में सबको संतोष दे देता है और अपने कज़ंसे 
मुक्त कर देता है । 

उसी प्रकार जीव देहरूपी दुकानके सम्बन्धमें ऋणी है। अनेक 

जन्मोंके व्यापारसे इनके ऋण बढ़ गये है। अब जब समझ पाया तो 

अमुक्षु होकर शेष आयुरूपी धन भगवान्‌को समपंण कर उत्तको शरण 


| हदें) हरिसाष्य पंचंदर्श मत 


हो गया । आयु रूपी धन उनके भजतमें लगाना समंपंण है । इससे 
भंगवात्‌ उसे तीनों ऋणों से उऋण कर देते हैं। यहाँ महांजन स्वच्च 
भंगवान ही हैं-- 

 देवषिभूताप्तन्णी. पितृणां 

न किड्टूरों नायम्ृणी च राजन । 
सर्वात्मता यः शरण शरण्यं 
गतो सुकुन्द॑ परिहृंत्य कृत्यम ॥) 
( श्रीम-ड्रागवत ११ । ५ । ४१) 4 

इस प्रकार संक्षेपमें हमे यह कह सकते हैं कि पुंवेके ११वेंमें आये 
जविद्या शब्द का इस मन्त्रमें पठित विनाशम्‌ पद लगभग पर्यायवाची 
है तथा विद्या शब्दका पर्यायवाची सभ्भृति यह पद हो सकता है। 
पुनरंपि विशेष रूपसे यहाँ तत्वत्रय प्रतिपादित है। ब्रह्म, जीव, प्रकृति 
यही तत्त्वत्नरय है। इस विनाशशील जगतुमें रहकर, प्रकृतिके स्वरूपको 
समभकरं इसको आसंक्तिसे सवेथा दूर हो जाय तो संसारके बन्धनसे 
मुक्त होकर ही जीव अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है ॥ 

किन्तु जीवके साधनसे अर्थात्रृृविविध जप, योग, त्याग, तपस्या, 
कर्म और वराग्यादिसे यह बन्धन कटने वाला नहीं, क्योंकि ''श्रुतिपुराण 
बहु कहेउ उपाई । छूट न जंधिके अधिक अरुभाई ।॥| ” विनाशशील 
सांसारिक रागभोग छूड़ानेपर और उलझते ही जाते हैं। इसके लिए 
एक ही उपाये है, मात्र शरणागंति क्वकी याचना- “तुलसी यह जिंव 
बँध्यो मोह रजु जोई बाँध्यो सोइ छोरे ॥” इस अर्थ की विशेष जाने- 
कारीके लिए श्रीरामचरितमानसमें वणित 'ज्ञान दौपक्क प्रसंग का 
स्वाध्याय करना चाहिये। 


पञदंश प्रन्चर 
दीघंतमा ऋषि: | आत्मा देवता । अनुष्टुप्‌ छन्‍्द: । गान्धार स्वरः । 
हिरण्मभयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुंखम्‌ । 
तत्व॑ पुषनन्‍्पावणु सत्यधर्माय दष्टये | 
. ( ईशाबारय उ९ ११ ) 


॒ कि मे ईशोप॑निंषद्‌ ( है ) 

अन्वेयार्थ- हिरण्मयेन पांत्रेण-स्वर्णके पात्नसे, सत्यस्य मुखम 
पिहितमुर सत्य का मुख ढका हुआ है। पृषन्‌-हे पालन-पोषणक्र्त्ता 
मो! संत्यधर्माय दृष्टग्रे-सत्यरूप धमंके दर्शन हेतु, तत्‌ त्वम्‌ 
पावणु 5 उसे आप अलग कर दीजिये। 


भाष्य-- 


उक्त मन्त्र मात्र अध्यात्म ही नहीं है, अपितु नियमित जीवनके 
लिए अत्यन्त उपयोगी भी है। विशेषता यह है कि यह बिषयी और, 
चंचल मन स्वभावतः असत्य को ओर बरबस चला जाया करता है, 
इसलिए असत्य रूप मृत्युसे बचनेके लिए सत्यरूप अमृतत्त्व की याचना 
जीव द्वारा की जाती है। प्रमाद का त्यागकर जीव जब सत्यकी ओर 
बढ़ती है, तो वह सत्यसे भ्रमित हो जाया करता ह। भौतिकता का 
वातावरण बड़ा सुनहरा होत्ता ह। अतः संत्य धर्मकी प्राप्ति हेतु 
प्रभूसे प्राथंता की जाती हू कि हँम सत्यका दर्शतकर संक । यह संसार 
को रीति ह कि सत्यको छिंवानेके लिए हम धरने, ऐशवर्थे और सेम्पुण 
योग्यंताको दाँव पर लगा देते हैं, लेकिन सांसारिक धन वैभवके आवरण 
को हटाये विना परम प्रक़ाशरूप संत्येका दर्शन नहीं किया जा सकता 
हैं। सत्यही ईश्वर का स्वरूप है और उसे आच्छादित करने. वाला 
उवंकन स्वण इत्यांदि आच्छोदक है॥ द 


अतः यहाँ परमात्मासे प्रार्थना की गयी है कि प्रभो! मेरे ऊपर 
डी हुआ अज्ञान का आवरण हटा दो, जिससे सत्यका द्लंनकर सक्‌ । 
पका तात्पये है कि मुझमें इतनी शक्ति दें जिससे कि मैं वेभव तथा 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईष्या, आदिसि ऊपर उठकर सत्य स्वरूप 
 परमात्माके चरणोंमें पहुँच सक्‌' | आज सत्यके साथ अपलाप हो रहा 
है। सत्य को दबानेके लिए कितने छल छझ्म किये जा रहे हैं। सत्य 
की छल करके, धन या वेभव हारा जब-२े दबाया गया है तो समाजमें 
हर क्रान्ति, एक परिवतेन तथा. एक दरार सदव उत्पन्न हुआ है। 
लोग अपने मार्गसे विचलित हुए हैं और उसका लाभ असामाजिक 


( १०० ) हरिभाष्य 


तत्वोंने प्राप्त किया है । अतः यह वेद मन्त्र उसी रूपमें हमें शिक्षा 
देता है कि सत्यका दशन करनेके लिए त्याग, बलिदान भी करें| 


श्रुति भंगवतीकी प्रेरणा हैं कि सत्यके आधार परही राष्ट 
>> १ / 


पंचदश्ञ मंत्र है 


समाज, परिवार एवं स्वजन सभी संतुलित रहते हैं । सत्य का पे 


दर्शन वेदिक परम्पराके अनुसार श्रीराम राज्यमें होता था, जिससे 
प्रजा स्वगंके समान सुख और आनन्द का उपभोग करती थी। वाघ 
और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे । कलह, द्रोह, छल, अधम 


और असत्य का नामोनिशान नहीं था । वस्तुतः सत्यका स्वरूप बड़ा 


ही तीक्ष्ण है । उसके समक्ष आना अग्निके समक्ष जाना है । उप्तका 
साक्षात्कार सब नहीं कर सकते हैं, पर राम राज्य की यह विशेषता 


रही है । आध्यात्मिक दुष्टिसे सत्यस्वरूप परमात्मा एवं आत्माके मध्य 


स्थित माया मोह रूप स्वरणंका आवरण पड़ा हुआ है, उस मोह माया 
रूपी पर्दको बिना हटाये परमात्माका दशन नहीं हो सकता । 

यही बात नचिकेता के प्रसज्भमेंभी आयी है । यमने सर्वप्रथम 
नवचिकेताको अनेक प्रकारके प्रलोभन दिये । धन वेभव तथा इच्छित 
वस्तु माँगनेके लिए कहा, आत्मज्ञानके पीछे मत पड़ो । अभी तुम्हारी 
अवस्था भोग करनकी है, आत्मज्ञान प्राप्त करनेकी नहीं। पर नचिकेता 
ने सांसारिक वस्तुओंके प्रति क्ोई कामना व्यक्त नहीं की बार-बार 
आत्मज्ञानके प्रतिही जिज्ञासा की, तो यमने जब जान लिया क्रि इसको 


दृष्टि आत्म ज्ञान पर ही है, तो अज्ञान का आवरण हटा दिया भौर ' 


आत्म-ज्ञान का उपदेश दिया | जीव का यह सहज स्वभाव है. कि 
सवंदा कोई न कोई कामना मनमें आती ही है । मनकी वासना कभी 


भी नहीं मिटती ओर न कभी तृप्त ही होती है । जब तक पुत्रंषणा, 


वित्तेषणा और लोकंषणा नहीं मिटती तब तक सत्य स्वरूप परमात्मा 


की ओर जीव नहीं जा पाता । मोहका आवरण जबतक मनप२९ ख द 


रहता है तब तक सत्य समझ नहीं आता । “ईशावास्यमिदं सर्व 
कृते ..प्रक्‍ततें धर्मश्चतुष्पात्तज्जनंध तः । 
सत्यं दया तपो धनमिति: पादा विभोन्‌ प ॥। 

क्‍ [ श्रीम:्रागवत १२! 


३॥१४] 


पश्चदश मंत्र इशोपनिषद्‌ 


.. धमके चार चरण हैं-सत्य, तप, दया और दान । इंपार पिजोर 
होता चाहिये । गोस्वामीजी कहते हैं-- 


(१०१ ) 


धरम न हसर सत्य ससाना। आगम निगम पुरान बचाना || 


सत्यके आधारपर ही प्रजाकी स्थित्ति एवं बृद्धि होती है। सत्यके 
ही भयसे राजा अपना धर्म एवं कतंव्य पालन करता है। न्याय बिना 
सत्यके छूछा रहताहै और क्रन्दन करता है। सत्ताका अथ विद्यमानता 
अथवा उपस्थिति होता है। उस भावको ही सत्य कहते हैं। ईश्वर 
को सत्ता क़ो स्वीकार करना सत्यको मानना है। उप्तीके अनुसार 
वाणी बोलना, आचरण करना, भाषण क़रना सत्य कहा जात्ता है। 
क्राज देशको स्थिति बड़ी भयावह है क्योंकि सत्य, न्याय, धर्म, दया 
ओर तप सभ्नीके साथ छल किया जा रहा है। अतः आजकी प्रजा 
पथविहीन होती चली जा रही है। 'यथा राजा तथा प्रजा' जपा 
आचरण राजा करता है उसीका अनुकरण प्रंजा करती है। आज 
राजनेता ही अपने धर्मपर आरूढ़ नहीं है, अतः उसका महत्व भी प्रजा में 
कम ही है। यदि सत्य की महत्ता उठ जाये तो प्रजामें अराजकता 
बढ़ जाती है । आज प्रजाकी वहो दशा है | एक-दूसरे को नष्ट करने, 
नीचा दिखाने, अयोग्य कहने, अपनेको उत्कृष्ट करनेकी होड़ सी लगी 
हुयी है। सत्यता मात्र आज वाणीमें रह गयी है, आचरण पक्ष अत्यन्त 
... त्िब्रेल हो गया है.। छल-छठद्य ही का बोलबाला हो गया है। स्वेज्छा- 
. - चारिता बहुत बढ़ चुकी है। हमारे वेद सदासे ऊंची व्यावहारिक .शिक्षा 
देते आये हैं, पर हम उन्हें पढ़लेको कौत कहे पलटकर देखनेके पक्षमें 
भी नहीं हैं, अतः जीवनमें सफल भी नहीं हैं। इसी पक्षपर श्रुतिका 
अनुग्रह है कि “'समत्यान्न प्रमदितव्यम्‌” सत्यसे हम प्रमाद न कर, नहीं 
तो -हमारी धीरता खो जायेगी। सत्यका ही पालत्त करत्तेके लिए 
महाराज दशरथने श्रीराम ऐसे पुत्रको वतवास दिया औरु अपना प्राण 
छोड़ दिया | तर्थव पिताके सत्य वचनका पालन करनेके लिए श्रीरामजो 
प्रमसे वन चले गये । श्रीराम अपने जीवनकाल में सत्यका पालन करनेके 


( १०२ ) हरिभाष्य पदश मं. 


लिए अत्यन्त दृढ़ रहें । देडः पालने धातुसे दया शब्दकी निष्पत्ति होती 


है। दया का लक्षण है 
॥/दया  दयावतांँ ज्ञेया स्वाथस्तत्न न दृश्यते । 


“धर्म कि दया सरिस हरिजाना 
अतः मस्त्रमें श्रुति का अनुग्रह दे कि यदि सत्य, धर्म आदि का 
दर्शन करना है तो 
का दशन नहीं हों सकता | वह सदाके लिए छिपा रहेगा । प्रमाचन्तं 
वित्तमोहेन मृठम्‌ । और भगवान्‌ क्री कृष जबतक नहीं होगी तबतक़ 
माया और मोह दोनों दूर नहीं होंगें। इसीको मन्त्रमें स्वर्ण-ढक्कन 
की संज्ञा दी गयी हैं। जबतक जीवके ऊपरसे यह नहीं हटता तबतक 
सत्यस्वरूप परमात्माका दशन नहीं हो सकता | सत्यस्य सत्यम्‌--उप- 
_निषदमें भगवान्‌को सत्य कहा गया है । सत्यके दशनका अर्थ भगवान्‌ 
या परमात्मा है। मनमें जबतक संसारके विषय भरे हुए हैं तबतक 
झगवत्‌ कृपा का भान हो ही नहीं पाता है । भगवती गीताने भी इसी 
श्रुति वाक्य का अनुमोदन किया है-- 
नाह प्रकाशः स्वस्थ योगमायासमावुतः । 
मृढोड्य नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥। 
सत्व, रज़, तम इनके समन्वय को, सांसारिक विषयोंमें 
रूपको योगमाया कहते हैं। योगमायासे आच्छादित सबके लिए प्रकाश 
नहीं आते हैं। ऐसी कामनाओंसे अनुबद्ध अल्पबुद्धिसे संयुक्त पुरुष ४ 
अनादि अविनाशीको नहीं जान पाता है। तात्पये यह है कि सेट ही 
घर्मं कहा जाता है। असत्य क़रभी भी धर्म नहीं कहा जा सर्कता है । 
वेदोंमें अनेक प्रकारसे इसका अनुमोदन किया गया हैं । बुहदारण्पः 
उपनिषद्‌में इसे पुर्णछपसे दर्शाया गया है। द 
् नव व्यभवत्तच्छू योरूपमत्यसुजत्‌ धर्म तदेतत्‌ 
पद्धमस्तस्मात्तत्परं नास्त्यतो अबलीयान्‌ बलीयांसमाशंसंते थे 
राज्ञवं यो वे सधरम:ः सत्यं व॑ तत्तस्मात्‌ सत्यं बदन्‍्त माहुध॑म 
धर्म वा बदन्तं सत्यं बदतीत्येतद्‌ ह्यबेतदुसयं भवति | 


संलग्त 


क्षत्रस्यक्षत 
बंदतीर्ति 


सर्वप्रथम वित्तमोह को दूर करो | इसके विना सत्य 


(ंवदश मस्त्र ईशोपनिषद्‌ 03 ॥ 


क्‍ मानव मतके अशान्त होनेपर धर्मपर एक धारणा उदय हुयी 
तो अपने विकाश के लिए वह श्रेयरूप धमंकी रचताकी और अनुभव 
किया कि धर्म बल का भी बल है । अतः ध्से बढ़कर कुछभी नहीं 
है। जेसे राजा वसे निबेल पुरुषभी धरमंके माध्यमसे जय प्राप्त करने 
वो इच्छा करता है | अतः यह निश्चित है कि जो धर्महै वही सत्य 
॥ । जो सत्य है वही धर्म है । अतः भाषण करने वालेको कहा जाता 
है क़ि वह “अम्तुक धम को कहता है” अर्थात्‌ सत्यको कहता है क्योंकि 
धर्म और सत्य एक है । इनमे कोई अन्तर नहीं है । मानवके मनकी 
पवित्वता अपना एक विशेष महत्व रखती है । “मन एवं मनुष्याणां 
कारणं बन्धमोक्षयो:” मनही मानवके बन्धन एवं मोक्षका हेतु बनताहै । 
आप्दरिर्गान्नाणि शुद्धयन्ति सनः सत्येन शुद्धयति । 
विद्यातपोभ्यां भुतात्मा बुड्धिज्ञनिन शुद्धय॒ति ॥।| मनु० ५।१०ढे 
जलके द्वारा शरीरकी शुद्धि होती. है । सत्याचरण द्वारा मन 
शुद्ध होता है । विद्या और तप द्वारा आंत्मवत्‌ सर्वप्राणी दिखाई पड़ते 
हैं और बुद्धि ज्ञान द्वारा शुद्ध होती हैं । 
अतः स्पष्ट हो गया कि वैदोंमें सत्यका विशेष रूपेण निरूपण 
किया गया है । सत्यके द्वाराही मानव जीवनको उन्नति सम्भवहै पर 
आज सत्यके साथ अपलाप हो रहा है । अतः हमें लोक और परलोक 
दोनोंकी सत्यता या स्वरूपका बोध नहींहो पाता अतः सदा हम अशान्त 
हैं । हमारा विश्वास परिवार पुत्र, मित्र, समाज, राष्ट्र सबसे उठता 
चला जा रहा है ! हमारी वंदिक शिक्षा गौड हो गयी है । सत्य स्वरूप 
हमारा परमात्माही शास्त्रोंमें वर्णित है । उस सत्यके साथ छल करने 
से हमारी शान्ति चली गयी | श्रुति भगवती अनुग्रह करती है कि 
सत्यका ब्रत किस प्रकारसे धारण कर । “अग्ने ब्रतपते ब्र॒तं चरिष्यासि 
तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ इदमहमन्तात्‌ सत्यमुपत्ति । | यज्गु० १। ५] 
जीव अग्नि स्वरूप परमात्मासे यात्रना करताहै क्ि मैं ब्रतको 
धारण कर रहा हूँ । हमारे सत्यरूप ब्रतके अनुष्ठान की रक्षा आपही 


कर सकते हैं । आपकी क्ृपासे मेरा यह असत्यसे सत्यकी ओर जाना 


6४४ ) हरिभाष्य पंचद मंत्र | | 
सफलहो | व॒ह आपकी क्रुपा बिना पूर्ण नहींहो सकता । अतः हे प्रभो! 
आप मेरे सत्य संकल्पकी रक्षा करें । मुझमें इतनी शाक्ति प्रदान जा 
कि मैं अपना ब्नतपूर्ण करने में पूर्ण समर्थहो: सक । अतः उपनिषदोंमे 
सत्य पालन पर अधिक जोर दिया गया है । 
सत्येत्त लभ्यस्तपसा ह्ोष आत्मा, सम्यगज्ञानेन ब्रह्मचर्यंण नित्यम्‌ । 
अन्तः शरोरे ज्योतिर्मयों हि शुश्गों, य॑ पश्यन्ति यतय: क्षोणदोषाः ।। 
(मुण्डक० ३।१।५) 
उस अनादि पबित्न ज्योतिर्मेय परमात्माके दशन करनेके लिए 
महापुरुष प्रयत्नशील रहते हैं । वेद, सत्य, तप, ज्ञान तथा ब्रह्म चयसे 
- प्राप्त होते हैं । ता 
“सत्यमेव जयते नानृतम्‌” सत्यकी सवंदा विजय होती है। 
इस देशका आदर्श वाक्य सदव सत्य रहा है । भारतवर्ष का समुद्ध 
काल उपनिषद्‌ काल है | सत्यक्रा आचरण ही वस्तुत देवयान है, जिप् 
परु चलकर आप्तकाम पूर्णनिष्काम ऋषियोंने परमपद प्राप्त किया है. 
सत्य स्वरूप ज्योति पुञज्जही परब्रह्म है । 
दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यान॒ते प्रजापति: । 
अश्षद्धामनृतेष्दधाच्छद्धां सत्ये प्रजापति: ॥ यज्भु० १६।६७ 
ब्रह्माने अपने सत्यज्ञान द्वारा असत्यके स्वरूपको देखकर दोनों 
का भिन्न-भिन्न रूप दे दिया । असत्यमें अश्रद्धा और सत्यमें श्रद्धाको « 
प्रतिष्ठित किया है । अतः अपने विवैेक़ द्वारा सत्यासत्यका, धम्म-अधर्म 
का, न्‍्याय-अन््याय ओर उचित-अनुचित का भाव अलग-अलग करके 
सत्यध्र॒म्म तथा न्याय आदियें श्रद्धा तथा असत्य,अधमं, अन्यायमें अश्रद्ध 
रखती ही चाहिये | भ्रतः वैदावतार श्रीवाल्मीकीय रामायणमें स्थट « 
रूपसे कहा गया है कि संसारमें सत्यमात्न ईश्वर है | सत्यके ही बवा ५ 
पर धर्मकी सत्ता संसारसें प्रतिष्ठित है । द 
सत्यमेवेश्वरोी लोके सत्ये धर्म: सदाध्ितः । 
सत्यमुल।नि सर्वाणि सत्यान्नस्ति परं पदम्‌ ॥। ३ 
(ब[०रा०अयो० १०४। १ 


) 


दे देश मंत्र ईशोप निषद्‌ ( १०५ ) 
सरतत्यंही संभी का धंर्म एवं मूल हैं। सत्यसे श्रेष्ठ अन्य कोई परम- 
पद नहीं है. और विता श्रद्धाके सत्यधेम या परमात्मा की प्राप्ति 
कत्यन्ते कठिन है। श्रद्धा का तोंत्पर्य अन्धविरंवांस नहीं है। इसका 
तौत्पय भावनासे है। भावना पंविंत्न नहीं है तो अ्रद्धांभी नहीं होती 
है। भ्रद्धांकं बिना विश्वास और विश्वासकें बिनां धर्म या सत्यकी 
५0०0 भी उत्पंत्न नहीं होती है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या सँभी का 
. झलाधार सत्यंहो है। संत्यके बिना “इन संबंकां कोई महत्व नहीं रह 
जाता । अतः सत्य पालन अति आवश्यक है 
गोस्वामीजीने लिखा हैं-- 
धर्म न दूसर सत्य समाना | आगंस निगम पुरान बखाना। 
भगवान श्रीरामने धमंका पालन सदव किया। जिस समय वन 
जॉनेको तेय्यार हुए तो माता कौशंल्यासे विदा लेनेके लिए -गये। माँ 
कौशल्याने विदाईके समय रामकी रक्षाके लिए धमकी ही दोहाई दीं 
य॑ पालयप्ति नित्य त्वं प्रीत्या च नियमेन च॑ | 
स॒]व राघव शादूल ! धमस्त्वामभिरक्षतु ॥। 
हे रंघुनन्दन ! जिस धमेका पालन नित्यही तुम करते हुए चले 
आ रहे हो, जिस धर्मंके विंषयमें कभी तुंम विचलित नहीं. हुए, वही 
धरम और सत्य स्व तुम्हांरी रक्षा करे। अतः वेदोंमें सदेव संत्यं- 
स्वरूप देव का ही आह्वान किया गया हैं। 
देवस्य चेतसों महीनद्र सवितुहेवामहे । 
सुर्मात सत्य राधसम्‌ ।। 
सम्पूर्ण जगतु को उत्पन्न करनें वाले ज्ञानस्वरूप देव को संत्य 
_बद पर प्रेरित करने वाली महती कृपाके लिए हम प्राथता करते हैं 
अत: इस वेद वचनसे सिद्ध हो जाता है कि सत्यको रक्षा, सत्य वचन 
बोलने की प्रेरणा, सत्यपथ पर चल॑तेके लिए हम सदवं वेंदमें देव की 
प्रॉथना करते हुए चलें आ रहे हैं । 
इंस सत्य द्वारा हमें शंक्ति, पंवित्रता एवं ऑत्मंबल की प्राप्ति 
होतीं चली आं रही है | वेद, पुराण, धर्मशॉस्त्न सदेव हमें इस पंथकी 


( १०६ ) हरिभाष्य पत्चदश मंद | 


ओर अंग्रसरित करते हैं। सत्यसे यज्ञ, अहंकारसे तप तथा विद्वान < 


ब्राह्मणके अपमानसे आयु क्षीण होती है। दान देनेके बाद उसको 


कहना शास्त्रोंमें पाप कहा गया है। भगवान्‌ श्रीरामने धर्म एवं सत्यका. 


क्क्षश: पालन सर्वेत्न किया हैं। धर्म शब्द धृ, धारणे धातुसे निष्पन्न 


होता है । जिसका तात्पयं हैं धारण करना या विचार करना। विचार 


द्वारा ही धर्मकी सम्यक्‌ रक्षा हो ,सकती है। मनुस्मृतिमें जो धक्के 
दश लक्षणोंका वर्णन किया गया है उसका पालन श्रीरामजीने अपने 
जीवनमें किया हे | 
धृतिः क्षमा दमोषस्तेय॑ शोच सिन्द्रियलि प्रहः | 
धोविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ । 
( मनु ० ६८२ | 
अर्थात्‌ धय--दृढ़ता, क्षमा, दम, चित्त तथा मन की वृत्तिका 
नलिरोध करता, मन पर पुर्ण शासन करना, मनीषी होना, चोरी, 
अन्याय, अन्नधिकार चेष्टा, किसी की धन सम्पत्ति न लेना, शरीर, 
मन, वाणी, कर्म तथा धन्तकी पवित्रता, इन्द्रिय निग्रह - बुद्धि एवं मन 
को सहायतासे इन्द्रियोंको वशमें रखना, स्वाध्याय करना, ज्ञान प्राप्त 


करना, बुद्धिमान एवं मेधावी बनना, विद्या, सत्य, क्रोध पर विजय: 
प्राप्त करता, अनुचित एवं अनावश्यक क्रोध न करना धर्मके उपयुक्त 


सभी लक्षण शाश्वत एवं सावेभौमिक हैं। इन सबका पालन भगवान्‌ 


श्रीरामने इस वसुन्धरा पर आकर चरितार्थ किया है। इनका पालन 
करने वाला सत्य एवं धर्मका स्वरूपही कहा जायेगा । अतः श्रीरामक़ों 
मह॒षि वाल्मीकिने ““रामो विग्रहवान्‌ धर्म:” के रूपमें ही दर्शन किया 
है। 'सत्ये धर्म इवापरः” आदि वाक्य रामजीके लिए प्रयोग किया है। 


अत: इस मन्त्र उपनिषदुका तात्पर्य है कि आडम्बर रहित होकर 
साधक उस सत्य सनातन परम 


आया है, यही उसका मूल उहदे 
: आवरणको हटाकर प्रत्य या 


20% धर्मक्रा आचरण करे। यदि ऐसा नहीं. 
करता तो संध्षारमें उसका आ 


गा निरथ्ंक है। जीवन पद्धतिकों श* 


त्माका दर्शन करनेके लिए ही यहाँ. 
श्य है। वह निविकार होकर भौतिक. 


शोडश मन्त्र हरिभाष्य (04600) 
' बतातेके लिए ही ३00 जीवन है। इस धर्मका ऐसा उत्कृष्ट स्वरूप 
कहा विश्वकों अपनेमें समेट लेते के लिए उत्सुक है। इसी के द्वारा 
$॥ एप महान बनता है । द 


अष्टो गरुणाः पुरुषं दीपयथन्ति प्रज्ञा य कौल्य॑ 
पराक्रमश्चाबहुसाषिता ञ्ञ दानं॑ यथा 


ये आठ प्रकारके गुण पुरुषको प्रका 
कुलीनता, संयम, वेदिकज्ञान, पराक्रम, 


देता भौर उपकार की कृतज्ञता 36षको महान बनाते हैं । 
अतः परमेश्वरसे प्रार्थनापर्वक उपासक उस स्वरूपका संस्मरण 
करते हुए कहताहै कि प्रभु मुझे संसारके छल छद्यसे बचायं और सत्य 
धमकी दृष्टिके लिए मेरे पर अनुग्रह करें, जिससे मैं आपके सत्य स्वरूप 
का दशेन कर सके । 
उत्तराधंक्ा मन्त्र इसप्रकारसे है; जो स्वामी भगवदाचायजी 
हाराज अनुग्रह करते हैं । “तत्वं पुषन्नपावृणु, सत्य धर्माय दृष्टये”” 
सेत्यश्चासोधसंश्च, तस्य दृष्टये-दशंनाय प्राप्तये, तन 
पात्रेणाच्छादितं त्वमपावृष्वनावृतं कुबति | 


च श्रत दमश्च । 
शक्ति, कृतज्नता चव ॥। 
शित करते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि 
मितभाषिता. यथा शक्ति दान 


मुर्ख यद्धिरण्मय 


षोडश मन्त्र 

पृष्नेकष॑ण. यम सूर्य भाजापत्यव्यूहरश्मीन्‌ समृहः ॥ 

तेजोयत्ते रूप कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योउछावसों पुरुष:सोहसस्सि ।। १६ 
अन्वयार्थ-- 

शषन्‌ - हे आश्रित भक्तोंका पालन करने वाले प्रभो ! एकषं -- हे 
धान ज्ञानवान्‌ ! यम -- हे सर्व नियन्‍्ता ! सूर्य हे ज्ञानियों भक्तोंके 
परम लक्ष्य ! प्राज्ञापत्य - हे प्रजापतिके प्रिय ! रश्मोन्‌-- इत्त किरणों 
की, व्यूह-एकत्र करें अथवा हटा द॑ | तेज:८"तेजको, समूह - समेट ले . 
अथवा अपने तेजमें मिला लें, रूपम्‌ दिव्य स्वरूप है । तत्ते -आपके 
| “पर दिव्य स्वरूपको, पश्यासि आपकी कपासे ध्यानके द्वारा देख रहा 


| १०८ ] ईशोपनिषद्‌ पोडश मस्त 


हैं | यः जो, असौ ८ सुर्येक्ा आत्मा, पुरुष:८ परम पुरुष है, अहम सः. 
अस्मि- मैं भी वही हूँ । । 
भाष्य--- 
प्रैज्ो ! आप अपनी निहंतुकी कृपा द्वारा साधंकों की भक्ति 

साधनाकी पुष्टि प्रदात करनेंवालें तथा परम पोषक हैं । आप ज्ञानियों 
में सर्वेश्रेष्ठ हैं। अपने भंक्तोंको आप परमंज्ञान प्रदान क़रने वाले हैं। 
आप सभी का अनुशासन करने वाले हैं । आप ही बड़ें-बड़ ज्ञानियों 
यतियोंके, साधक ज्ञानियोंके और भक्त महापुरुषोंके लक्ष्यहैं । और आप 
अपरिज्ञेय होने परभी भक्तवत्सल स्वभांवके कारण सहजही उनके ऊपर 
आपकी कृपाकी वर्षा होती हैं तथा नेत्रोंके विषय बने जाते हैं । आप 
प्रजापतिके भी परम व्रिय हैं | हे प्रभो ! आप सूर्यमण्डल की तात 
रश्मियोंको एकत्रकर अपनेमें समाहित करल जिससे आपके कृपा स्वरूप 
का दशेन करनेमें सफल हो सक॑ । आपका दिव्य दशेन मैं नहीं कर 
सकता । यद्यपि आपकी अविरल क्षपासे सौन्दये माघुये निधिका, दिव्य 
५ मज़लस्वरूपका दहन ध्यान; चिन्तन द्वारा कर रहा हूं ओर बुद्धि 
व्यापार द्वारा समझ रहा हु । आप समग्र विश्व सूय आविके भात्मा 
हैं । तथपि मेरेभी वही आत्मा हैं और मैं भी वही हूँ । मैं आपका 
दास हुं । आपकी सामीप्य कृपा मुझे प्राप्त है। इसप्रक्रार इसमन्त्रमे 
भगवानके स्वरूपका दशन करनेकी उत्कण्ठा भक्त या साधकने व्यक्त 
किया है । अतः: क्ृपा एवं अनुग्रहकी याचना करता हू । 

कप “गत्यरथंक ऋषि धातुसे ऋरषि शब्दकी निष्पत्ति होतीहैं ! ऋषर्ति : 
गच्छति इति ऋरषिः” गतिभी चार प्रकारकी होती है । गति जार्त 
गति गमन,गतिमोक्ष, गति प्राप्ति इन चारों क्रियाओंको करनेमें ऋ 
समंथ होते हैं। ऋषिका अर्थ निरुक्तकारने “ऋषिदर्शर्नात्‌- किया हे 
पूषनुका अर्थ हुआ पलक पोषक । एकमात्र द्रष्टा परमात्मा ही ता 
सामानन्‍्यको रा देने वाला तथां सभीका पालन पोषण करने व ४ 
और सबका कर्ता है क्योंकि परमात्माक़ा अवयव सर्वकाल ते 5 


होडश मंत्र ईशोपनिषद्‌ ( १०६ ) 


9 ध्द्यभात हैं। द्रष्टा, श्रोता, ज्ञाता, सर्वेशक्तिमान, सर्वव्यापक एकमात्र 

व ही विद्यमान है, ऐसा श्रृति भगवती स्वीकार करती है-- 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्दतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
स्‌बाहुभ्यां धम्तति संपतत्रेर्यावा भूतिः जनयन्देव5ए%: |) 

द ( यजु० १७१४८ ) 
अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोरि बराबर दाया || 
सोयरासमय सब जग जानो | करउऊ प्रनाम जोरि जुग पानी ।| 

वह ब्रह्म सत्र व्याप्त है। यह समस्त जगत्‌ इसी की कुक्षि एवं 
दया पर ही आश्वित है॥ उसी परमात्माने सभीको सहारा देकर स्थित 
किया है । उसीके पराक्रमसे यह सबकुछ दृष्टिगोचर होता है। नीचे ऊपय 
जो कुछ है सब उसीका ही हास विलास है। 
ब्रह्मणा भूमिविहिता, ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता। (अथवंवेद १०।२।२५) 
इस मन्त्रमें ब्रह्मपद वाच्य श्रीरामसे भक्त निवेदन करता है कि 
है संसार एवं प्रजाके पालन-पोषण करने वाले प्रभो ! आप अपने 
तेजको मनन्‍्द करलें, जिससे मै आपका दर्शन कर सके, क्योंकि आपकी 
कृपाके बिना आपका दर्शन कर पाना अत्यन्त कठिन है। “यह गुन 
पाधन ते नाह होई | तुम्हरी कृपा पाव कोड फोई ।” हें रामजी : 
यह जीव आपका है और आपके लिए है। मैं जन्म-जन्मान्त रसे आपका 
दास होता आ रहा हूं । प्रारब्धवशात्‌ सांसारिक विषयोंमें भटक गया 
था। अतः आपका दर्शन नहीं प्राप्त कर पाया । अतः कृपालु भगवन्‌ 
इस' दास पर अपनी निहंतुकी कृपा करे क्योंकि. आपके मंगलमय- 
स्वरूपका दर्शन मिले बिना यह दास कतार हो ही. नहीं सकता है । 
अत: देव ! अपने मंगलमय विग्रहका दर्शन स्वयं कराये । 
जीवमें इतना सामथ्य नहीं है कि परमात्माके स्वरूपका दर्शन 
अपनी साधना - अथवा अपने ज्ञानके बलसे वह प्राप्त कर सके । उस 
क़रुणावरुणालय परमप्रभुकी भविरल कपा जबतक नहीं होतो तबतक 
यह काये दुस्तर है । परमक़ारुणिक भगवान्‌ भक्तोंके लिए स्वयं दोड़कर 
भांते हैं। गीतामें अर्जु नने स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि भ्रभो | मैं आपका 


दर्शन इन प्राकृत नेत्रों द्वारा नहीं क्र पा रहा ह आप कृपा करके. 


दर्शन दें । इसके बाद भग़वान्‌ने अजु नको दिव्यचक्षु प्रदान क्िया, है-.. 
(दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्तरम्‌” इस प्रकार भगवान 
भक्तोंके तेत्रके विषय स्वयं हो जाते हैं । वह अनुग्रहपुृवेक कहते है 
यो माम्‌ पश्यति सवंत्र सब व मयि पश्यति। 
तस्याहूं त्॒ प्रणस्यथासि स च में न प्रणस्यति | गीता ॥ 
अजुन ! जो भक्त मुझे सर्वत्र देखता है तो मैं भी उम् भक्तको 


सवेत्र देखता हु + न वह मुझसे अदृश्य होता है और न में उससे. द 


कभी अदृश्य होता हु । यह भग़्वद्‌ वचन है। इस प्रकार मनन्‍्त्रका 
स्वारस्य पूर्णरूपेण घट जाता है। वदिक़ शब्दोंकी संगति भी पूर्णरूपसे 
बठ जाती है। वही परब्रह्म परमांत्मा श्रीरामजी ही संसारके कण- 
कण, क्षण-क्षणमें समाये हुए हैं ओर उन्हींमें समग्र विश्व समाया हुआ 
है । उसी सर्वाधार परमात्मामें सम्पूर्ण सत्यको नियंत्रित करने वाले 
समस्त; शाश्वत अपरिक्तनीय नियम स्थित हैं । 

स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेष्ध्युतमाहितम्‌ । 


( अथवंचेद १०।७॥२६ ) 


नह अक्षर परमात्मा सभी का  द्रष्टा, श्रोता, स्प्रष्टा, कभी-_ 
मनन करने योग्य होते हुए भी सबका मनन करते वाला है। इससे 
अन्य कोई द्रष्ट्रा. नहीं है । 
पपका प्रकाश, चन्द्रमा की शीतलता, तारागण; विद्यत, सभी 
उसीके प्रकाइसे प्रक्राशित होते हैं । संसारका प्रत्येक-कण उसी अभुकों 
पास हो: अपनी अपनी ज्योति प्रकाश रूप आदि व्यक्त करते-हैंः 
& जगत भकाश्य प्रकासक: रास । 
तपन्चकष, यम... सूर्य जाजाप्त्य:- 
ब्यूह - रश्सीन्त्समुह । 
तैजों यत्ते रूप कल्याणतस शा रर ञ 
यो$सावसो पुरुष सो5हमस्सि ।। 


( यज्ञु० काण्ब० ४९१६०) 


८. ८८4; अब :235:--<*- नंद ४७4७८ ५ का का किक की 27 कह शक न ८ कक आकर, का क पशनिकका कर करन पेज कील 


पोडश मंत्र ईशोपनिषद्‌ (7११ ) 


यह मन्त्र वाजसनेयि शुक्ल यजुर्वेद संहितामें नहीं है। “ब्यूह 
रश्मीन्‌ समूह --इस वेद वाक्यसे पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि उस प्रम- 
पिता परमात्माकी निहंतुको कृपाके विना जीव अपने सामर्थ्यसे उनका 
दर्शन नहीं प्राप्तकर सकता है । न अपने इन चमे चक्षुओंसे उस अगणित 
सूयकी प्रभाका दर्शनही प्राप्त कर सकता है। जिन महाभागोंकों उसका 
दर्शन हो गया है वे क्ृतार्थ हो चुके हैं। क्योंकि इस प्राक्ृत नेत्नोंसे वह 
सच्चिदानन्द स्वरूपका दर्शन अपने सामश्येसे जीव नहीं क्र सकता है । 
यह गुन साधन ते नाह होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥। 
( रा० मा० ) 
जिनकी बुद्धि, मन, आत्मा तथा निष्ठा अविरल भक्ति मात्र 
भगवान में विद्यमान है और सवंतोभावेन भक्त भगवानूमें ही समपित 
है, अपने जीवनके सर्वेक्रियाकलापको भगवान्‌ ही में समपण कर दिया 
है, ऐसे ज्ञानी भक्त भगवान्‌को ही प्राप्त: होते हैं । 
तद्विष्णो: परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः-। 
दिवीव चक्षराततम्‌ ॥| ( ऋ७ १॥२२।२० ) 
भक्त लोग सदेव भगवतृस्वरूप का ही अवलोकन करते हैं। यहाँ 
तक कि भगवानके चरित्रका-गान्त, मनन, -जिन्‍्तन, आदि सकी क्रिया- 
कलाप उनके नेत्नोंमें निवास करते हैं। एक क्षणके लिए वह परमात्मासे 
भिन्न नहीं होते | ध्यान द्वारा भगवान्‌के मंगलस्वरूपका दशेन करता 
हुआ सेवा भावंशें संलग्न हो जाता है तथा भगवत्‌ कृपा प्रसादका 
सेवत्तकर क्ृतार्थ हो. जातग है। उस साधक भक्तके कसंभी भगवत्‌परक 
ही होते हैं। यद्यपि संसारमें फलकी प्राप्ति कर्माधीन बतलायी गयी 
है। कम करने वाला ही फल प्राप्त करता है, पर कम करतेमें अन्तर 
अवश्य होता है। जीव कम करता है और परमात्मो उसका साक्षी 
मात्र होता है । े 
अतः परमात्मा कहीं. बँधता नहीं और जीव कमेमें- बँध जाता 
है। भगवत्‌-निमित्त किये जाने वाले कर्ममें साधक बँधता तहीं। अतः 
उसे अभिमान आदि नहीं होते। 


इन्द्रमित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स॒सुपर्णो गरुत्मान । 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहु: |। 
"* [अथवं० 5।१०।२८] 
एकही ब्रह्मका ज्ञानी लोग विविध प्रकारसे वर्णन करते हैं । 
इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुपर्ण एवं गरुत्मानुभी कहा जाताहै 
और उसी ब्रहममको मातरिश्वा भी कहा जाताहै । इस विषयको गीता 
में बहुत सुन्दर प्रकारसे समझाया गया है । 
बायुयेघो5ग्निवरुण: शशोड्ूः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेस्तु सहस्नकृत्वः पुनश्च भूयो5पि नमो नमस्ते ।। 
[गीता ११।३४ | 
प्रभो * तुमही वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति एवं 
सभोके प्रपितामह हो, अतः आपको सहस्रों बार पुन पुनः नमस्कार है । 
इस चराचर जगतृके पिता पुज्य एवं गुरूभी हैं। आपके अद्वितीय तेज 
को समानता तोनों लोकोंमें कोई नहीं है । तथा आपसे अधिक तो कोई 
हो नहीं सकता । 
भोषाउस्माद्ाातः: पवते भीषोदेति सूर्य: 
भोषाउस्माद ग्निश्चेन्द्रश्च॒ मृत्यु्धावति पञचमः ॥ 
क्‍ [तैंतिरीयोपनिषद्‌ २।5] 
उसी ब्रह्मके भयसे वायुकी गति है। सू्येका प्रकाश है । अग्नि 
हारा विद्युत्‌ दृश्य है। इन्द्र अपना कार्य संपादित करतेहैं। एवं पञ्चम 
मृत्युभी उप्ती ब्रह्मके भयसे ही दौड़ती रहती है । श्रीवाल्मो किरामायण 
में श्रीरामको कहा गया है कि- “सुयस्यापि भवेत सूर्यो ह्यग्नेरग्निः 
प्रभो: प्रभु:” अर्थात्‌ रामजी सूर्यके भो सुये और अग्निके भी अग्निहँं। 
वैदावतार श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमें अक्षर ब्रह्मके रूपमें श्रीरामजी 
ही स्वीकार किये गये हैं । 
अक्षर ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव: | बा० रा० 


त्रिक्ाल सत्य अक्षर स्वरूप अर्थात्‌ आदि मध्य और अन्त सब 
कुछ श्रीराम राघवेन्द्रही हैं । नर | 


| । द्ोडश मंत्र ईशोपनिषद्‌ (0 ११3 ॥ 


4 तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक॑, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोउपम॒रिनिः | 
वमेव. भान्तमनुभाति सर्व, तस्य भाप्ता सर्वेभिद विभाति ।/ 

उस ब्रह्मके समीप सूर्य,चन्द्र, विद्यू.वृ क्रिप्ीक़रा. भी प्रकाश नहीं 
रहता ! उसी ब्रह्मके प्रकाशसे सूर्य, चन्द्र विजली आदि सभी प्रकाशित 
होते हैं । उसीकी ज्योतिसे ही सबकुछ प्राणवन्त एवं प्रकाशित हैँ। 

अतः: जीवका बार-बार यही निवेदनहै कि प्रभूमैँ आपके दिव्य 
मंगलमय विग्रहका दशेन प्राप्त करू । “श्रुति प्रसिद्ध ते तव रूप॑ दिव्य- 
मंगलविग्रहात्मक॑ पश्यामि-पश्येयम्‌ । [आत्तन्दमाष्य १६] 

हे प्रभो ! तुम परम ऐश्वर्य स्वरूपहो । सभीको भनुर्शाश्षित 
करने वाले विश्वकर्त्ता, विश्वदेव परम प्रकाश स्वरूप हो ! यह समस्त 
जगत ही तुम्हारा आलोक हैं । तुम्हारे मंगलमय स्वरूप दवा राही सूर्य, 
चन्द्रादिकी शक्ति प्रकाशितहो संचालित: है । इस प्रकार परम पावक 
परमात्मासे जीव निवेदत करताहै कि प्रभ आप अपने स्व॒रूपका दशन 
अपनी कृपा द्वारा ही करावें, जिससे मैं और मेरा जीवन क्ृतार्थं हो 
जाये । परमात्मा इस जगत्का- नियन्ता, रक्षक एवं शासक है इसको 
बृहुदारण्यकमें व्याख्यायित किया गया है । 

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ! द्यावाप्रुथिव्योविधुतो 
तिष्ठतः। एतस्य वा अक्षरस्प प्रशासने गर्शणि निभेषा मुहूर्ता अहोंरात्ताण्य 
धंमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधुतास्तिष्ठन्त्पेतस्प वा अक्षरस्य- 
प्रशासने. प्राच्यो नद्यः स्पन्दते श्वेतेभ्य:ः पबतेभ्यः प्रतीच्योज्न्या यां 
यां च दविशमन्वेत्तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने ददतो मसनुष्याः प्रशसन्ति 
यजमान देवा दर्वो पितरोउन्चायत्ताः (ब्रृहद्‌० ३।८।६) 

अक्षर ब्रह्मही सबका अनुशासक है। उसकी कृपासे ही निमेष 
मुहत्त, रात दिन, अधेमास, मास, ऋतु, संवत्सर अपनी-अपनी मर्यादा 
का पालन करतेहें । हे गागि ! अक्षर ब्रह्मके अनुशासनसे नदियाँ और 
उनकी धारायें हिमाचछादित हिसालयसे निकलकर पू्ण दिशामें प्रवहमानत 
होकर संसारके तप्त हृदयक्रो शीतलता प्रदात्त करती हैं। अन्य-२ दिशाओं 
को ओर प्रवाहित होकर सभी दिशाओं को गौरव प्रदान कियाहै यह सब 


( ११४ ) हरिभाष्य पोडश मं 


उत्ती ब्रह्मकी अविरल पा ही है, उसीका अरधासन है। उस्ी ब्रह्म" 
क्ुपासे दानदाता परिगृहीता की प्रशंसा करता है ये देवगण यजमानों 
पर अपनी कृपा वर्षति हैं । देवयोनि, मानत, गन्धव, चारण, किन्नर, 
अप्सराये उस ब्रह्मसे ही प्रादुभुत हैं। द 
मूलमें तद्‌ एतत्‌ सत्यमृ-कहा गया है । जसे--जलती हुयी 
अग्निसे चिनगारी प्रकट होती है, उसीप्रकार है सोम्य ! उस अविनाशी 
अक्षर ब्रह्मसे विविध प्रक़ारकी शक्तियाँ, क्रियायें, कलायें, देवप्राणी 
तथा पदार्थ प्रकट होते हैं और अन्तमें उसीकी क्ृपासे उसका सान्निध्य 
भी प्राप्त करते हैं। यह दृश्यमान जगतु उसीका प्रसार एवं क्ृपा- 
प्रसाद है-- 
. य एष सुप्तेषु जार्गात काम काल पुरुषो निर्मिमाणः 4 
तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिललोका: थ्िताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन | एतद्ग तत्‌ ।। 
( कठ० २।२.८ ) 
वह परमपुरुष संसारके सोये हुए जीवोंको सदंव जगाता है और 
वह परमात्मा स्वयं हृदयमें स्थिर होक़र जागता है | वही परब्रह्म शुक्र 
है, वही ब्रह्म है। उसीको शास्त्रोंमें अमृत कहा गया है, उसीके आश्रित 
समस्त लोक है। उसका अतिक्रमण कोई कर ही नहीं सकता। 
प्राजापत्य ( प्रजापते: अपत्यं प्राजापत्यम्‌ ) प्राजापत्य शब्दका अर्थ 
प्रजापतिका पुत्त हुआ। पर यहाँ यह अर्थ समीचीन नहीं है । यहाँ 
_प्रजापतिका अर्थ अत्यन्त शक्तिसे परिपुर्ण हुआ | समग्र संसारकी उत्पत्ति 
पालन, संरक्षण ये तीनों कार्य ब्रह्म द्वाराहीं सम्पादित होते हैं। अतः ै 
वास्तविक रूपसे वही प्रजापति उस ब्रह्मसेही अवलोकन क्रिया प्राण विंग: 
आदि कार्य सम्पन्न होते हैं। अत: वह वेदमें प्रजापति भी कहा गया हैं ' 
व्यूह रश्मोन्‌ समूह--भगवान्‌ अथवा ब्रह्मके स्वरूपका द्शेत 
प्राधक करना चाहता है। वह दशन विना भगवत क्रपाके नहीं ही 
सकता । अतः ब्रह्मके मंगलमय दर्शनके लिए उत्कण्ठित भक्त तिर्वेर्दी 
करता है कि मुझपर कृपा करके अपना दर्शन दें, यही मेरी प्रार्थना हैं 


द पोदश मन्त्र . ईशोपनिषद्‌ ( ११४ ) 


वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमस परस्तात । 
तमेव विदित्वातिपृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेष्यनाय ।। 
( यज्जु ० ३१।१८ ) 
अन्धकार रहित प्रकाश स्वरूप मैं उस महापुरुषकों जानता हु । 
उसीका अच्छी तरह ज्ञानकर भक्त भृत्युको पारक़र लेता है। मुक्तिके 


लिए अन्य कोईभी'ः मार्ग नहीं है। 


भजनके प्रभावसे भक्त भगवान्‌क़ो जानता है और उस्र तत्त्वको 
भ्रवश्यही प्राप्तकर लेता है। भगवत्‌ सान्निध्य जीवको प्राप्त हों जाये 
तो उसका जीवन क्ृतार्थ हो गया । आंगे वह कुछभी नहीं चाहता । 
भक्ति महारानी को कृपा जब हो जाती है तो भक्तको भगवानके 


अतिरिक्त संसारके पदार्थ फीके, नीरस एवं क्षणिक दृष्टिगोचर होते 
| ल । वह सभी प्राणियोंमें अपने प्यारे प्रभुकी क्पा एवं सौन्दयका दर्शान 


करता है और अन्तमें भी यही स्मृति बनी रहती है, अतः प्रभुके पावन 
पांदारविन्दमें वह पहुंच जाता है। वेदोंमें इस विषयका विशद वर्णन 


प्राप्त होता है-- त 
: परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च । 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानस सि संविदेश ।। 

का . ( यज्ञु० ३२॥११ ) 


संसारके प्रत्येक पक्षका अध्ययन करके सम्यक भ्रमण करके भगवान्‌ 
की अच्छी तरह भक्तिपुर्गक उपासना करके भक्त अपने प्यारे प्रभुको 
प्राप्ति अवश्य ही कर लेता है। उस्तका निवेदत स्वयं भगवान्‌ श्रवण 
करते हैं। क्योंकि भगवान्‌के अतिरिक्त उसके जीवनमें अन्य किसी का 
स्थान होता ही नहीं है। 'संविबेश' का तात्पय मूलमें जो आया है 


_ उसका तात्पय भी भगवानके समीपस्थ होना है क्योंकि उसके प्राणधत्त, 


जीवन-धन भगवान ही होते हे ॥ अतः उसके जीवनके सम्मग्न क्रिया- 
कैलाप भगवानके लिए ही सम्पादित होते है। अपने लिए कुछ भो 
गहीं होता है। अपने परमप्रभुके चरणोंमें ही परमसुख का अनुभव 


3.2. >-न्‍्म-क 
कक. ५००-८४ए७7- ४77! .. >> 


( १९६ ) हरिभाष्य... पोडश मंत्र ; 


वह सवेत्र करता है। यः असो पुरुष: तेः वह अस्मि” वह जो प्राणों 
में पुरुष विद्यमान है। वह मैं ही है । 
कतम आत्मेति योउयं विज्ञानमय: प्राणषुहद्यन्तज्योति: पुरुषः 

स! समान: सन्‍्तुभो लोकाबनुप्त-च्रति ध्यायतीव लेलायतीब स हि स्वप्नो 
भुत्वेप॑ं लोकसतिक्रामति मृत्यो रूपाणि ॥ [बृहद्‌० ४।३।७ | 

जनकजी ने जब आत्म विषयक प्रश्न किया, तो उसका: उचित 
समाधान याज्ञवल्क्यजी ने किया | जो प्राणोंके मध्य स्थिर ज्योतिम॑य 
पुरुष है वही दोनों लोकों में विचरण करता है | वही मनोरथ चेष्टा' 
आदि भी क़रता है | ज्ञान, ईचछा, श्रयत्त आत्माका यह लक्षण है। 
बह लोकमें काल या मृत्यु के रूपमें परिणत होता रहता है. । 

जबतक यह आत्मां हृदयके किसी देशमें स्थिर रहता हैं तब 
तक ज्योतिमय पुरुष अनेक प्रकारकी चेष्टा एवं बुद्धिका उपयोग करता 
रहता है| यह भात्माही उप्त ज्ञानमय ज्योतिष्पुञझजके रूपमें स्थिर 
रहता है । इसीके आलोकसे सभीको आलोक़ित करता रहताहै। शरीर 
को चेतन रूपमें भी वही स्थिर रखता है । अतः शरीरमें आत्मा ही. 
प्रधान रूपमें ब्रहांका अंश कहां जाता है ! जो प्राणोंकाः आधार बन 
कर शरीरको जीथितं रखता है | उसीके द्वारा यह शरीर ज्ञानशील 
गमनशील ओर क्रियाशील बनता है । यह साधक ब्रह्मसे प्रार्थना करता 
है कि प्रभो ! आप: अन्तर्यामी परम: पुरुष हैं । औरमै आपके परतंत्न 
हैँ | आपका; क्रपापात्न हैँ | आप भ्रपनी निहेतुकी कृपा पवक मुझ 
दर्शनदें, यही जीवकी याचना है । “त्वत्परतन्न्नो5हूं तब कृपायोग्यत्या 
पात्रमुत एवेति कृपावस्सलेन त्वया महां स्वदर्शन दातव्यसित्ति प्रार्थता 
फलिता भ्रवंति ।| (ईश० १६ आश“भाष्यम) 

कुछ विद्वानोंका भत है कि साधक जब प्रमात्माका दशेते कर 
है ४! उस्तीमें लीन हो जाता है। पर यह बात ठीक़ नहीं है क्योकि. 
ब्रह्म पृत्रमें इसका निरूपण किया गया है-- 

अपर च संराधने प्रत्यक्षानुमानाध्याम्‌ ।(ब'्सुत्त रे। ९९४) 


क्‍ ः मन्त्त ईंशोपनिषद्‌ ( ११७ ) 


श्रुतियोंका तात्पये है कि ध्यानावस्थामें अव्यक्त परमात्माका 
भी दशत होता है। 
ब्रह्मपद वाक्य भगवान्‌ श्रीरामकी कृपाजब भक्तके ऊपर होती 
| है तो वहाँ भक्तका ज्ञान आत्मा, सब कुछ स्वयं भगवान्‌ही होतेहेँ वह 
कैसे कृपा करते हैं इसका निर्णय श्रुति भी नहीं करती हैं वबहभी मूक 
5 हो जाती है | भक्ततो उस ब्रह्मका परम प्रिय दास होता है । अतः 
लीन होकर वह भगवत््‌ सान्नि५ध्यही प्राप्त करता है । 

अतः श्रुति प्रतिपादित होने वाला परमात्मा भक्तोंके नेन्नोंका 
विषय अपनी कृपा द्वाराही बन जाताहै | अतः इसमन्त्रमें भक्त भगवान्‌ 
से द्शनकी याचना करके अपने जीवनको कृतार्थ करना चाहता है । 
जिस प्रकारसे पत्नियाँ अपने पतिके आश्रयमें रहती हैं, उत्ती प्रकार 
भक्त मात्र भगवान्‌के आश्रयमें रहता है। अतः अपने जीवनके समस्त 
_क्रियाकलाप भगवान्‌में ही समर्पित करताहै: क्योंकि उसके आश्रय मात्र 
भगवान्‌ही होते हैं ॥ . | 

पप्तदुश मन्त्र 
वायुरनिलमंमृत्तमथेंद भस्मान्त शरोरम्‌ । 
३» क्वतों समर कृत समर क्तों समर कृत समर ।। यजुँं० ४०१७ 
अन्वंया थे- 

वायु: - प्राण वायु, अनिलम्‌ ७ समष्टि अविनाशी वायु तत्वमें, 
विलीन हो जाताहैं । अथ इदम्‌ ८ अन्तमें यह शरीर,भस्मान्तम्‌ ८ अग्नि 
में राख हो जाती है । ओम ८ हे सच्चिदानन्द ! क्रतों -यज्ञमय स्वरूप 
_ भगवन्‌ ! स्मर-(मुझ भक्‍त को) स्मरण करे, कृतम्‌ मेरे कर्मों को, 
स्म्र-स्मरण कर, क़तो स्मर-हे यज्ञमय भगवन्‌ ! कर्मोका स्मरण कर | 

भाष्य- 


इस मन्त्रमें ध्यात योगके द्वारा भगवान्के कल्याणमय- स्वरूप 
का दर्शेत करके उनकी अविरल सेवा को प्राप्त करनेके. लिए अत्यन्त 
व्याकुल हो रहा है;। इस शरीर के त्यागके. समय सूक्ष्म एवं स्थल 


( ११८ ) हेरिभाष्य 


सप्तदण मेंज्ष 


शरीर को समाप्ति को सूचित करते हुए भगवात्‌से प्रा्थन 
भगवान्‌ स्वयं श्रीमुखसे अनुग्रह करते हुए कहते हैं कि “६५ 
भजूक्तम्‌ तयामि परमां गतिम्‌” में अपने आश्वित भक्तोंका 
करता हू । 

भक्त निवेदत करता है, हे यज्ञमय भगवन्‌ ! परम प्रकाश स्वरूप 
परमेश्वर | आप अपने इस दीन हीन जनका और 
कर क्योंकि अपने आश्रित भक्तों की स्तुति सदेव 
रहती है। अत: मेरी भक्ति प्रपत्ति का आप स्मरण 
जीवन पुण्यमय बनकर क्ृतार्थ होकर परमगति त्त 
आश्रय प्राप्त कर लेगा। 
॥ आपको प्रतिज्ञा है कि में अपने भक्तोंसें प्रेम और भक्त प्रदान 
करता हू । भक्त मेरा साहचय प्राप्त करता है । इसी बातको साधक 
दो बार निवेदन करता है कि प्रभु आप मेरा ओर मेरे कर्मोका स्मरण 


_ करें। मेरा अन्तकाल यदि आपको स्मृतिमें गया तो 
हो जायेगा। 


आपके हृदयमें लगी 
करं। इससे हमारा 
था आपके चरणोंका 


मेरा जीवन सफल 


““उुत मन्तमें 3४ का स्मरण क़रने की प्रेरणा दी गयी है। 

3» भगवान्‌ का सवंश्रेष्ठ नाम क़हा गया है। बेदोंमें सर्वत्र ओम की 
चचा की गयी है। प्रत्येक वेदमन्त्रके उच्चारणमें आदि अन्तमें 3* 
का ही स्मरण किया जाता हैं। अतः उसका स्मरण करनेके लिए कहा 
भ्या है। जप करनेसे मनुष्यको सामथ्य ओर शक्त क़ी प्राप्ति होती 
/ जिसके द्वारा जीवनके संघर्षोंमे विजय प्राप्त करता है और उत्त- 
रोत्तर उत्थानके पथपर अग्रसरित होता है। ओम में ही राम शब्द 
भी अनुस्यूत है। इसका जाप करनेसे मानव जीवन कृतार्थ हो जाता 
हैं। अतः मन्त्रमें उपदेश दिया गया है कि ओम का सतत चिन्तन 
करना चाहिये, जिपसे मन्त वाणी शुद्ध एवं परिष्कृत हो सके | इस 
धरीरका अन्त भस्म होना ही कहा गया है । अतः ओम के जपके पता 
हम अपने किये हुए क़र्मोका भी स्मरण क़रें। मानव जेसा कर्म करता 
है, उप्तीके अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है । यदि वह सर्वे 


करता है । 


मेरे कर्मों का स्मरण क्‍ 


। 


“हैं स्मराक्ि _ 
स्मरण स्वयं ं 


दर्ड 2 + 


पप्तदश मंत्र ईशोपनिषद्‌ (११४ ) 


 «रता है तो वही कर्म उसके स्मृतिपटल पर अंकित रहते हैं तथा 
उसकी प्रसन्नताके हेतु भी वही कम मिलते हैं। अत: मनुष्य को प्रति- 
(दूत अपने किये हुए कर्मोंका स्मरण करना चाहिये। 
[ यह संसार करमंक्षेत्र हैं। इसमें जो असत्‌ कर्म करते हैं, अन्त 
समयमें उसीका स्मरण आता है और असत्‌ कर्मोका फलभी भिन्न 
होता है। वे जीवात्माको बड़े भयावह एवं मानसिक वेदना देते हैं 
जो कुत्सित कम किये गये हैं। ब्रह्म हत्या, जीवहत्या आदि कमेंमें रत रहने 
वाले प्राणीको प्रायः घटका लगता है। आँखें बाहर को ओर निकल 
आती हैं | आँखोंसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता | भूख लगने पर भोजत्त 
नहीं कर सकते । अपने प्रियजनके समीपस्थ होनेपर भी भयक्को अनुभूति 
प्राय: होती है। कहीं बेल, कहीं भेंसा, कहीं सुअर, कहीं हिरण आदि 
सींगोंस मारते हैं और बचाओ-२ की ध्वनि करता हुआ वह चिल्लाता 
रहता है। ऐसे शिकार आदि करने .वालेके समक्ष ये सब क्रियाय 
$ होती हैं । 
सत्य रूपमें अन्त समयके लिए जो तत्पर नहीं होता उसके सामने. 
बहत बडी समस्या खड़ी हो जाती है। अपने द्वारा किये हुए अच्छे 
कर्मही उसके साथी होते हैं। “धर्मानुगो गचछति जीव एकः” जोवके 
साथ अन्तिम समयमें मात्र धमंही जाता है, और कुछभी नहीं । अत 
वेद भगवानका यह उपदेश है. कि जीवको सदा शुभकर्म करना चाहिये । 
अन्तमें वही साथ जायेगा। कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति पत्चततत्व 
को प्राप्त हो गये ॥ इसका तात्पये है- पाँचो तत्व अपने-२ स्थान्तको 
| प्राप्त हो गये। श्रुति भगवती स्वयं भनुग्रह करते हुए अनुमोदन 
करती है- याज्षवल्क्येति होवाच यज्नास्य पुरुषस्यप्तृतस्या ग्निस्‌ वागप्येति 
वात प्राणश्चक्षुरादित्यं मनश्चन्द्र दिशः भ्रोत्र पृथिवों शरोरमाकाश- 
माप्मोषधीलॉमानि वनस्पतीन्‌ क्षेशा अप्सु लोहितं चर रेतश्च निधोयते 
|. क्‍्वाय तदा पुरुषो भवतोति। [बृहद० ३३२१३] 
द जिम कालमें जारत्क़ारव महर्षिने याज्ञवल्य से पूछा-भगवच्‌ ! 
जब यह पाँच ततठ॑व मरे हुये पुर्षकी वाणी अश्निमें, प्राण वायुमें, चक्षु 


( १२० ) ईशोपनिषद्‌ सप्तदश मन्त्र 


सूर्य, मन चन्द्रमामें, श्रोत्र दिशामें शरीर पृथिवी में, आत्मा हृदयाकाश 
में और रक्त वी जलमें, प्राप्त हो जाते हैं तो यह पुरुष किस स्थान 
को प्राप्त करता है ! हु 
इस विषय पर दोनों ने अच्छी तरह विचार किया और अन्त 
में निर्णय लिया कि इस संसार में कर्म ही सबसे अधिक बलवान है। 
जेसा कम जो करताहै वसा फलाफल उसको अवश्यही प्राप्त होताहै। 
आहर सोम्य हस्तमात्तभागावामेवत्तस्थ वेदिष्यावों न नावेतत्‌ 
सजन इति । तौ होत्क़म्य मन्त्रयाचक्राते तो ह यदूचतुः कम हैव 
तंद्चतुरथ यत्‌ प्रशशंसतुः कर्म हैव तत्‌ प्रशशंसतुः पुण्यो बे पुण्येन 
करमंणा भवति पापः पापेनेति | ततो ह॒ जारत्कारव आत्तंभाग 
उपरराम्‌ । (ब्रृहद्‌" ३॥२।१३) क्‍ 
पुण्य कर्मो से पुण्यकी प्राप्ति अवश्य होती है । पाप कर्मो से 
पाष की प्राप्ति अवश्यमेव होती है, यही निर्णय क्रिया गया । संसार 
में यही दिखाई भी पड़ता है | जो बहुत बड़ा पापी होता हैं अन्तमें . 
उसकी दुदंशा अन्यत्र नहीं, यहीं दिखाई पड़ने लगती है | संसार के 
लोग स्पष्ट समर्थन करने लगते हैं कि अपने पापों का फल वह भोग 
रहा है । यहीं सब॒ भोग लेना पड़ता हैं । श्रुति भी यही प्रतिपादन 
करतीहै । यह जीवात्मा कमेंमय है । जेसा सत्‌ू-असत्‌ कम वह करता 
हैं, मरने के पदचात्‌ उसका फल उसको अवश्य ही भोगना पड़ता हैं। 
द अथ. खलु क्रतुमयः पुरुषों यथा क़तुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति 
तथेत्‌: प्रेत्य भवत्ति स'क्॒तूं कुर्वोत | [छान्‍दोग्य०प्रपा० ३ खण्ड १ ३] 
जीव्ात्मा, कमंम॒य, है. |. जीव,जसा कर्म, यहाँ कर्म क्षेत्रमें करता 
है वसा ही फल भी. वहाँ: प्राप्त. क़रता. है. |. मृत्यु. के बाद मुझे अच्छा 
फल. प्राप्त हो. उसके लिए. हमें सतृकर्म, करत्ता चाहिए. । 
गता; कला; पत्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च; स्व, प्रतिदेवतासु; 
कर्माणि, विज्ञानमग्रश्च आत्मा परेध्व्यये:सर्व एकी भवन्ति) || 
[सुण्डक० कै 


 पष्तदश मस्त्र हरिभाष्य (१४४४ ) 


अर्थात्‌ १६ कलाएँ अपने कारणमें लौट कर, चली आती हैं | 

इन्द्रियाँ अपने-अपने कारण स्वरूप देवत्ताओंमें लोट भाती हैं | आत्मा 
एवं उसके कर्म भगवत्‌ लोकमें स्थिर रहते हैं। यदि जीव कर्म उपासता 
एवं भक्ति परक है तो उसे भगवान्‌ के लोकमें भगवत्‌ सादच्निध्य प्राप्त 
होता हे तथा अपने परम. प्रिय प्रभुका साहचये प्राप्त करके. क्ृतार्थहो 
जाता हे । प्रश्नोपनिषद्‌ में. कलाओं, का. निरूपण निम्न प्रकारसे ह-- 


१-प्राण ५-अश्ति 5-मत्त १३-मन्त्र 
२-श्रद्धा ६-जल. १०-अ्षन्न १४-कर्म 
३-आकाश ७-पृथिवी ११-वीर्यय १५-लोक़. 
४-वायु ८-इन्द्रियाँ १२०० ५ नाम 


साधक भक्ततो मोक्ष का परित्याग करके भगवान्‌को, अनपायनी 
भक्ति की ही यात्रनना करता ह-और वृह. कुछ भी;नहीं चाहता. उसे 
अन्तमें भगवत्‌ कृपा रूप्रिणी भक्तिही: प्राप्त. होती. हू. ! 

योनिपन्ये प्रप्थन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 

स्थाणुमन्येडनुसंयन्ति यथा कस यथा श्रुतम्‌.।। क5० २॥२।७ 


स्व-२ कर्मानुस्तार जीव ब्रिविध योत्तियोंसें प्राप्त होते- हैं.भर 

कुछ जड़ व॒क्ष,वत्त, पहाड़ आदि योनियोंको प्राप्त करतेहें जिश्न साधक 

का जेसा मन चित्त बनता है, उस चित्तके साथ भात्मा प्राणमें स्थिर 

 'होता है । प्राण तेज या उदान वायुसे संयुक्त होकर आत्मा अपने साथ 

ज्ञान और कर्मानुस्तार अभिप्रेरित लोक या योति को प्राप्त क्रते हैं। 
.  यच्चित्तस्तेनंष .प्राणमायाति प्राणस्तेजसः । 

युक्ता सहात्मना यथा संकल्पितं लोक नयतति॥। प्रश्न० ३॥१० 


मरणकाल में यह ज्ञीवात्मा अपने कमके अचु पार ही सुख एवं 

दूःख का अनुभव करता है | यदि उच्चकोटि का साधुक है तो. उसी 
प्रकार का अनुभव उस काल में जीवात्मा क़ा होता है. । इसी बात 
को उपनिष्द भो स्वीकार करती है.। लोग कहते हैं-यह अब्र बोलते 
हीं, सुनते नहीं, संघते नहीं, खाते नहीं, स्पश नहीं करते हैं, उसकाल 

में प्राण वायु के सहित सभी वायु हृदयुमें स्थिरहो जाते हैं और नेन्नोंसे 


यदि जीव भगवत्‌ स्वरूपका दर्शन करता है तो वह भगवल्लोक को 
ही प्राप्त करता है। यदि वासनाओंका चिन्तन करता हो तो उसी को 
प्राप्त करता है। यदि क़्िसी जीव विशेषका चिन्तन करता हो तो 
वही बन जाता है। उत्तीका भगवती श्रुतिभी प्रतिषादन करती हैं: 


एकी भवति न पश्यति इत्याहुड एकी भवति न जिप्रति इति 
आहु, एकी भवति न रसयत इत्याहु:०। एकी भ्वति न श्युणोति इत्याहु:, 
एकी भवति न मनुते इत्याहुड, एकी भवति न ॒स्पृशत्ति इत्याहुः, एकी 
भवति न विजानाति इत्याहुस्तस्य हेतस्यह्नदस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योते- 
नेष आत्मा निष्क्ामति चक्षुषो वा सुध्नों वा वाडन्येभ्यो वा शरौर- 
वेशेभ्यस्तमुत्क़ामन्तं प्राणोथ्नत्क्तामति प्राणमन्‌त्क़ामन्त॑ सर्वे प्राणा- 
अनुत्कमन्ति स॒ विज्ञानो भवति स॒विज्ञानमेवान्ववक़ामति त॑ं विद्या- 
कर्मणी समन्वारभेते पुव॑प्रज्ञा च । [ब्रहद० ४।४।२ ] 

प्राण वायुके निगेमन कालमें जाने वाला मार्ग पुण आलोकित हो 
जाता है। उसी प्रकाशित मार्गसे जीव निकलता है। यदि यह जीवात्मा 
परम भक्त या ज्ञानी रहा है और भगवानके लोकमें पधरने वाला है” 
तो उसका प्राण चक्षुसे होकर निकलेगा | यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति का 
कारण है तो प्राण मूधासि निकलेगा । यदि शरीरके किसी अन्य भागसे 
बाहर निकलता है तो उस आत्माके उत्क्रमण क़रनेपर उसके साथ प्राण 
उत्क्रमण करता है । उस कालमें वह आत्मा पूर्ण ज्ञानी होता हैं! 
स्वप्नवत्‌ु अपने कर्मंवश विशेष ज्ञानवान्‌ है, स्वतंत्र नहीं । 


यदि उच्चकोटि का साधक भक्त है तो उसे पूर्ण ज्ञान रहता हे । 
अपने कमकि साथ जिस कालमें जीव स्थिर होता है तो उसके पवित्र 
कर्म उसको स्वयं प्रकाशित करने लगते हैं। तब वह अपने पूबे कर्मो- 
क्रो स्मृति करके शोकग्रस्त नहीं होता और यदि असत्‌ कर्मोक्का अं: 
गमन करने वाला वह प्राणी हुओ तो अन्धकारसे आच्छादित मोहम्र॑स्त 
होकर भयभीत हो जाता है और यातना की प्रतीक्षा करने लगता है 
क्योंकि इसके पूर्व बह यही सब कर्म करके आया है। अतः उसी की 
स्मृति बार-२ उसके गनमें आती रहती है। सबकुछ उसको भयभीत 


! इसी अविनाशी तत्व ४ की उपासना करनी चाहिए । इसी से 


। 


| 
१ 


। +धक भक्त सबकुछ प्राप्त करता है। भक्ति प्रपत्तिका भी मूल यही है। 


५ 
| 


तप्तदश मंत्र ईशोपनिषद्‌ ( १२३ ) 


करता रहता है, उन्हीं करमोंके अनुसार ही वह स्थानको भी प्राप्त 
करता है। उसीके अनुसार उसक्ो ज्ञान भी रहता है। आत्माके साथ 


उसके ज्ञात तथा कमंके “साथ-२ पूवप्रज्ञा अनुभूत विषयोंकी वासना 
भी जाती है। 


आत्मा निकल जानेपर कुछभी अवशिष्ट नहीं रह जाता, मात्र 
भस्म रहता हैं। अतः ओ३म्‌ ही भगवानका स्वरूप माता गया ह। 


भोरम्‌ ही ब्रह्म हे । ओ३म्‌ आकाशके समान सर्वेब्यापक है । रामजीके 
समान कण-२ में अभिव्याप्त हे। समग्र संसारको रमण भी कराने 


वाला वही ओ३म्‌ भी है । अतः ओश्म की महिमाका वणन वेदोंमें 


यत्र-तत्न सवत्न बड़े ही समारोहके साथ किया ह। 


सर्व॑वेदा यत्पद्तामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीमि, ओमित्येतत्‌ । 
क्‍ [कठ० १२।१४] « 
वेद भगवान्‌ जिस परमपद का सर्वत्र प्रतिपादन करते हैं । समस्त 
तप जिसको प्राप्त करनेके साधन हैं। जिसको प्राप्त करनेके लिए 
ब्रह्मचर्यादि त्रत का पालन करते रहते हैं, वह पद मात्र ओर्म है. 
जिसका तात्पयें मैं तुमको कहता हुँ, श्रवण करो । 2 
एतड्धयेवाक्षर ब्रह्म. एतद्यरेवाक्षर परम्‌। 
एतद्ध येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ।। 
( १।२॥१६ ) 
यह अक्षर तत्व ही ब्रह्म है और यह अक्षर ही सर्वश्रेष्ठ है। 
रस अक्षर को ही जानकर जो अभीष्ट होता है उसको प्राप्त हो जाता 
है । इस परब्रहमतत्व की उपासना से जीव को अभीष्ट फल एवं 
मना की प्राप्ति होती हैः। जो वेदोंमें भगवत्‌ स्वरूप कहा गया है, 


तस्य वाचकः प्रणवः | (योग० सम्ताधि २७) 


( १२४ ) हरिभाष्य सप्तदश मंत्र 


परब्रेहमम का वोचक प्रणव अर्थात्‌ # कहा गया ह। 
3$ प्रणबों धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तललक्ष्यमुच्यते. । 
अप्रभसेन वेद्धव्यं शरबत्तन्मयों भवेत्‌. || सु० २।२।४ 
इत्यादि श्रुतिषु प्रणवद्वा रकात्मप्तमथस्प दर्शितत्वात्‌ तदेबेहापि 
प्रतिपादितम्‌ । यहा पूर्वारधन जींवात्मनो विवेकसुपदश्थं ३& इत्यनेन 
परसांत्मानं विविन॒क्ति प्रणवस्य परसात्मवाचकत्वात्‌ तस्य वबाचक: 
प्रणवः (आपन्द भाष्यम्‌) 

३» ही धनुष भात्मा शर और लक्ष्य ब्रह्म है.। प्रमाद रहित होकर 


उसको बेधृता ही जीवनका लक्ष्य होता चाहिए । वेदोंमें भोंकार आत्म- 


समर्पण का प्रतिपादन: किया ग्रया है । जीवात्मा के विवेक दिखाकर _ 


3७ स्वरूप परमात्मा के स्वरूप का उद्घाटन करते हैं | ३४ परमात्मा 
का हो वाचक हैं । 

एब सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो5स्तर्यास्येष योनि: सर्वस्य प्रभवाप्ययों 
हि भुतानाम्‌ ।। [माण्ड्क्य ४] 

8030 39 सर्वेश्वर है | यह सर्वेज्ञ हे । यह सभी में अन्तर्यामी रूप 
सें स्थित ह । यह समस्त जगत्‌ का कारण है | तथा समस्त प्राणी, 
पदार्थोकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदिक़ा भी कारणह । वही परमात्मा 
हे । इस प्रकार परमात्मा को उपासना करना 3४ की उपासना करना 
हैं और 5 की उपासना परमात्माकी उपासना हैं । भक्ति एवं प्रपत्ति 
पूर्वक किये गये ३४ के जपसे श्रेष्ठ कमे एवं ज्ञान को सहायतासे तथा 
करुणामय भगवान्‌की कृपासे मानव लिइचय रूपसे ब्रह्ममकी प्र|प्तिक ९ 
सकता है । वेढोंमें: इसका प॒र्ण/ वर्णन श्राप्त होता: हें: | त्र हम प्राष्तिके 
लिए ३ की उपासना कही गयी है । 27200 

अरा इष रथतनाभो संहता यत्र नाडयः, 
स एपोउन्तश्चरते बहुधा जञाप्रमात्तः | 
३४ इत्पेव॑ ध्यायथ आत्प्रानं, 
स्वस्ति व: पाराय तम्नसः प्रस्तात्‌ !! 
[ मुण्डक २। पी 


"मई 2557: व 0७482 


क्‍ 


द सप्तदश मंत्र इंशोपनिषद्‌ (१२५ ) 


इस शरीर रूपी नाभिमें अरोंके समान जिस स्थान पर यह 
नाड़ी का जोड़ है, वहाँ हृदयाकाश में यह परमात्मा अनेक प्रकार से 
द उतन्ने होते हुए अन्दर स्थित हे | अज्ञान के अन्धकार से दर संप्तार 
द गरसे पार होने के लिए उस परमात्मा का ओम या र|म के रूपमें 
5 यान करो, जिससे तुम्हारा मज्भल हो । 
इस मानव जीवन का परम लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा है | उसी 
का साक्षात्कार होने के पश्चात्‌ ही जीवन का ताप मिटता है और 
इस संसार सागरमें आना भी सफल माना जाता हू | जन्म-मरण के 
है चक्रसे मुक्ति पाने के लिए भगवान्‌ की भक्ति उनका भजन या 5४ का 
अनुष्ठान आदि करने पर सिद्धि की प्राप्ति होती ह । क्‍ 
वेद का अध्ययन करने से भी अन्तःकरण तब तक पवित्र 
नही माना जाता; जब तक भगवत्त्‌ चरणोंमें रति न हो जाय । जहाँ 
जहा की उपासना न हो सके वहां वेद का अध्ययन भी भार स्वरूप 
है । वहाँ वेदकी ऋचाय भी कोई लाभ नहों पहुंचा पाती हैं ॥ अत 
ब्रह्म की उपासना सर्वेत्र प्रत्तिपादित की गयी है । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इतद्विंदुस्त इमे समासते । 
[ ऋगवेद १।१६४।३४ ] 
जो ब्रह्म एवं उसको उपासना नही जानते, वे .वेदाध्ययन से 
' शान्ति एवं लाभ नहीं प्राप्त कर पाते । जो जानते हैं आर हर 
पुवेक उसका अनुष्ठान आदि करते हैं, उनका जीवन कंताथ हो जाता 
है। उनके जीवन में एक प्रकारकी स्थिरता एवं तत्परता आ जातीह। 
३४ का पर्याय परमात्मा है और वेदोंमें उपासना पर बल दिया गयाहें। 


मनो जतिर्जषतामाज्यस्थ बृहस्पतियेज्ञमिम, 


तनोत्वरिष्टं यज्ञ संसिम॑ दधातु ४ 
विश्वेदेवास5इ३ मादयन्तामो ३म्प्रतिष्ठ । यजु ० र२।) 


हर ग्र भारतीय जीवन्न एक यज्ञके रूपमें वणित किया गया हं। 
५ हमें जो कुछ प्राप्त हुआ हू वह यज्ञके द्वारा ही प्राप्त हुआ हे । 


हर 5 बॉ कब अंक आह?) कु जी अल 


( १२६ ) हरिभाष्य ॥ सप्तम मंत्र 


अत: बार-२ यह बात सिद्ध किया गया है कि हम यज्ञका ही 
बनुष्ठान कर। हमारा हृदय यज्ञमय रूपको धारण करे। ह 00 समग्र 
जीवत यज्ञका संकल्प वाला हो जाय। हमारा यज्ञ सवंदा हिसा के 
रहित हो | हमारे जीवनका विस्तार यज्ञ द्वारा ही सम्पादित हो। 
यज्ञको हम धारण करके उसकी रक्षाभी कर तथा सभी लोगोंको हम 
यज्ञकी प्ररणा देते रहें। सभी विद्वान 3४ स्वरूप परमात्माकी उपासना 
भक्तिपृवंक करके लोकमें आमोद-प्रमोद उपभोग करे। 


इस प्रकार उपरोक्त मन्त्रमें उपासना पर विशेष बल दिया गया 

है ओर उसको श्रेष्ठ कर्मके रूपमें ग्रहूण किया गया है ओर यज्ञमय, 
त्यागमय एवं आत्तन्दभय जीवन व्यतीत करनेक़ा उपदेश किया गया 
है। भारतीय मनी षियोंका जीवत्त सदेव उपासना एवं त्यागमय यज्ञमय 
ही रहा है। क्राज इसकी कमी होनेसे हम आत्महीन हो रहे हैं। 
वेदमें- भगवा नूकी उपारुयदेव तथा सखाके रूपमें भी वरणित किया गया 
है। “सखा सभ्य ईड्य:“कहकर उसको स्वामी, सेवक एवं मित्रके 
रूपमें स्थापित किया गग्या, है। महाभारतमें तो परमात्माक्षों मित्रके 
रूपमें हो वर्शेत किया गया है। परमात्माको वेदमें ओ३म का ही रूप 
बताया गया है । “तदेतदक्षर ब्राह्मणो यं काममभिच्छेत त्रिरात्रो पोषितः 
प्राउमुखो वाग्यतो बहिष्युपविश्य सहस्कृत्वः भावतंयेत सिश्यन्त्यस्थार्थाः 
सर्वकर्माणि चेति ब्राह्मपम्‌ | ( गोपथ ब्राह्मण पुर्वभाश- १२२ ) 


उप अक्षर स्वरूप ब्रह्मका जफ़ करनेसे इच्छित फलकी प्राप्ति भी 
कही: गयी: है। पूर्वाश्षिमुख होकर कुशासन पर बंठकर उपवासपूर्वक 
३ राति तक अनुष्ठान करतेसे सहस्न बार जप करनेका विधान कहां 
गया है। 

कृत स्मरः-मानवको अपने किये: हुए; कर्मोक्रा फल भोगता ही 
पढ़ता है तथा- स्वकर्मानुरुप ही दूसरे जन्ममें भी प्राप्त होते हैं। अतः 
यह उम्तका कल्याण ही है कि अपने कियेहुए कर्मोक्ा प्रतिदित समर 
करे और निक्ृष्ट कर्मोका त्याग करके उच्च कर्मोका अपने लिए एप्प 


पप्तदश मंत्र हरिभाष्य 


पश को प्राप्ति करें । अपने उन्नति पथका 

नीवन आलोकित कर सकता हैं। 
गुणान्वयों यः फलक 
से विश्वरूपस्त्र 


| पर) 


निर्णायक वह स्वयं होकर 


मकर्त्ता कृत्तस्य तस्येब प्त चोपभोक्ता । 
गुणस्थ्रिधर्त्मा प्राणाधिपः सश्चरत्ति स्वकर्मभिः ।। 


हे. ( स्वेताश्व० ५।७।१ ) 
| जो त्रिगुणसे विक्षि्ट इन्द्रियों से विषयों का चिन्तन करने 


वाला ओर फल की इ्च्छासें कर्म करने वाला हैं वह अपने कर्मों को 
भोगने वाला है | विविध योतियों में अनेक रूप धारण करने वाला 


त्रिगुण से युक्त होकर शरीरमें स्थिर रहने वाला कर्मा 


नुसार उत्तम, 
मध्यम, त्नि क़ुष्ट 


/ मागेसे गमन करने वाला, विविध योनियोंमें भ्रमण 
करके स्वकर्मानुधार अनेक योनियोंमें विचरता है । 


स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते । 


स्वयं श्रमति संसारे स्वयं तस्माद्विमुच्यते । (चाणक्य ६।४.) 
यह जीव स्वयं कम करता है और स्वयं उप्तका फल भी भोगता 
है ।. वह स्वयं संसारमें भ्रमण करता हुआ स्वयही मुक्त होनेका कारण 
भी बनता है । इस विषय का उपनिषदों में अनेक प्रकार से वर्णन 
किया गया है । ः 
स॒ वा अयप्ात्मा ब्रह्म धिज्ञानमयों मनोमय: प्राणमयश्चक्षमेय: 
भोत्रमयः पुथिवीमय आपोमय वायुमय आकाशमयस्तेजोसयोज्तेजोमय: 
_ काममयोउकाससय: क्रोधसयो5क्नोधमयों धर्ममयोउधमंमयः सर्वंमयस्तद्‌ 
तदेतदिदम्यथो5दोसय इति यथा फारी य्रथा चारी तथा भवति। साधु 
फारो साधुसवंति पापकारोी परापोभवत्ति पुण्यः पुण्येत फ्मण: भवत्ति 
+ पापः पापेन । अथोखल्वाहु: काससय एवाय॑ पुरुष इति स यथा कामो- 
भवति तत्क़तुभंवति यत्क्ृतुभंवति तत्‌ कर्म कुरुते यत, कर्म कुरुते 
_. तेद्निसम्पद्यते (बृहदू० ५।४।५) 
द आत्माकेः विषयमें यह बिचार किया गया है-। वह विज्ञानमय, 
. भ्रनोमय, प्राणमय,चक्षुर्म य, श्रोत्रमय,परुथ्वी मय;जलमय,, ड्रायुभमय, आकाश 
। भय, तेजोमया, अतेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, 
; 


8-3 निकल कक कली." 


 परेध ]) ईशोपनिषंद्‌ सप्तद मंत्र 


धर्ममय, अधमंमय, तथा सर्वंमय है । दृश्य जगत यतृकिख्चित्‌ दृष्टिगोचर 
हो रहा है । सब आत्मा ही है | यह जीवात्मा ब्रह्म का अन्श या 
भाग होने के कारण नित्य शुद्ध भी टट ओर अज्ञानसे आच्छादित होने 
से अज्ञानी भी है । अतः इसका साहचरय शरीरमें होने से बुद्धि ज्ञान 
तथा मन के साथ संयुक्त होने के क्रारण यह ज्ञानमय अज्ञानमय तथा 
मनोमय हो जाता है । प्राण एवं इन्द्रियोंके साथ संयुक्त होनेके कारण 
यह प्राणमय तथा चक्षुमेय होता है | पञचमहाभूतों से निर्मित यह 
शरीर संसारमें पृथिवीमय, जलमय आदि हो जाता है । सत्य रूपमें 
यह सबसे भिन्न असद्भ एवं निलिप्त है । 

. उसी प्रकार वह तेज-अतेज, क्रोध-अक्रोध,धर्मं-अधम के साथ 
संयुक्त होता हुआ तेजोमय, अतेजोमय, घरमंमय, अधमेमय हो जाता है। 
सुष्टिमें सभी कुछ है । यह सभीके साथ संयुक्त होनेके कारण वास्तव 
में स्वमय है । 

जीव ओर प्रकृतिके संयोगसे ही सृष्टिका निर्माण हुआ । अत 
संसारमें विविध प्रकारकी प्रव॒ृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं । इस शरीर द्वारा 
जसा कम होता है उस्ती प्रकारकी वृत्ति बन जाती है। शुभ कर्मोक़ा 
आचरण शुभ की ओर अभिप्ररित करती है । पुण्य क्रम करने वाला 
पुण्ययी ओर ही आता है और वह पुण्यात्मा हो जाता है | पाप कम 
करने वाला पापी हो जाता है । 

अतः स्पष्ट हो गया कि जीवनका पक्ष अपने क़र्मे और आचरण 
पर ही आश्रित होता है। मानव अपने कर्मों द्वाराही पुण्यात्मा और 
पावांत्मा का रूप धारण करता है । वैदोंमें पुरुष काममय कहा गया 
है । वह॑ जिस प्रकारकी क्रामना करता है । और जिस प्रकारका वह 
संकल्प करने लगता है उसी प्रकार वह कर्म करता है | जैसा कर्म करता 
ह वसा ही फल प्राप्त करता हे । गोस्वामी तुलसीदास ने इस दि 
को अपने मानसमें व्यक्त किया है । द 
क्राहु न कोउ सुख दुख कर दाता | निज कृत कर्म भोग सब स्राता 


| 
कर्म प्रधान विश्त॒ करि राखा | जो जस करइ सो तस फल चाखा 
। | रा० सा? 


का 


हि इशोपनिषद्‌ 


का सपार के "वात्त कहा गया है। भत्तः प्रत्येक व्यक्ति 

पे पे कम का निरोक्षण करना चाहिये और आत्मततरीक्षण करना 
हि कि में जो कर्म कर रहा हैं! वह शुभ है अथवा अशुभ है, 
बगोंकि फलाफल सो उप्तीके अनुप्तारही प्राप्त होना है। भगवदभक्ति, 
पतू आचरण, पुष्य एवं शुभ जीवन विशेष लाभप्रद कहे जाते हैं । 
प्रह प्राण उस परमपिता परमात्मामें लीन हो जाय अर्थात्‌ भगवतु- 
सन्निधि प्राप्त करे। यह शरीर जलकर राख हो जाय । है दृढ़ संकल्प- 
(१४॥ प्रभो ! भेरे कर्पोको आप क्पापुर्वक स्मरण कर, पर यह भ्षथ 
अच्छा नहीं है । अतः यहाँ ईश्वरके चरित्वका स्मरण करनेकी प्रेरणा 
दी गयी है । 'क्ृतं समर यहाँ क्ृतं शब्दके द्वारा नाम, रूप, लीला, धाम 
भ्थवा रूप, गुणका और क्र्मका सकेत किया गया है। ईश्वरके 'कृत' 
को उसकी मह॒ती कृपा एवं उपकार का स्मरण करो, यह अर्थ यहाँ 
प्मीचीन है| उस परमात्माके त्ताम, रूप, गुण आदिका हम यशोगान 

+ करें। अपने जीवनके समग्र, क्रियाकलाप उस परमात्मामें समर्पित 
 करदें । मानव जीवनक़ा यही परमलक्ष्य है, इससे उत्तम अन्य कुछभी 
नहीं है । क्‍ 
क्तो समर, कृतं स्मर-इस मन्त्रमें इस चरणका दो बार उच्चारण 
किया गया है जो सहेतुक है । यहाँ संकेत किया गया है कि अन्तकालमें 
सत्य संकल्प प्रभु श्रीरामजीके अनेक गुणोंका स्मरण करत्ता अत्यत्त आव- 
श्यक है । जीवनके अन्तिम क्षणमें जिसने ईश्वरकी स्मरण कर लिया 
उसका पूरा जीवन क्ृतार्थ कहा जाता है। अन्त भला तो सब्र भला कहा 
जाता है, उसका तात्पय यही है। अतः मन्त्रमें उसीका ध्यान स्मरण 
करते हुए प्राण छोड़नेसे जीव यम-यातनास मुक्त हो जाता है। अतः 
मन्त्रमें उसीकी ओर निर्देश किया गया है। गोस्वांमीजीने लिखा हैक 
जनम जनम सुनि जतन करा।हों । भरत राम कहि आवत नाहों ॥ 
मम लोचन गोचर सोइ आबा | बहुरि कि प्रभु अस बतिहि बनावा '। 


बानरराज वालिने रामतत्व या नाम स्मरणको अन्तका लमें इतना 
प्रड़ा महत्व देकर इप्त उपनिषतु तत्वका ही स्थापत्त किया है। भनेक प्रयत्न 


( ११६ ) 


७ प३०:) हरिभाष्य अष्टदश मंत्र 
करनेपर भी ताम स्मरण भ्राय: नहीं होता और यदि हो जाय तो 
प्रभु कृपाही है | 

प्रणवो ह्परं ब्रह्म प्रणबश्च पर: स्मृतः ।.. 

अपूर्वोप्तन्तरो5बाह्मो$न पर: प्रणवो5व्ययः ॥ ” /मा० का० १।२६) 


प्रणव परब्रह्म कहा गया है | प्रणव अपूर्व अन॑न्तर अबाह्य अनपर 

तथा अव्यय है| परब्रह्मसे उत्पन्न यह सृष्टि ब्रह्मस्वरूप है । 
इसी प्रकार प्रणवको पीछे धनुःवरूप प्रतिपादित किया है। 
धनुग हौत्वौपनिषदं महास्त्रमू। (सु० २।२।३१) यहाँ प्रणव रूप धनुष 
को महास्त्रकी संज्ञा दी गयी है। एकादश स्कन्ध को विभूतिमें भगवान 
स्वयं श्रीमुखसे अनुग्रह करते हुए कहते हैं कि “आयुधानां धनुरहम्‌ उत्कृष्ट 
अस्त्रोंमें में धनुष. हें । यह धनुषवाण का चिह्न श्रीरामानन्द 


सम्प्रदायकी दीक्षा समय बाहुमूलमे अंकित करनेक़ा विधान अनादि- 


कालसे चला आ रहा है। “प्रणबधनुषः सम्माकषंणं चेतसा किस्वरूप- 
मिति चेजजोवात्मपरमात्मनो शेषशेषि भावरूपस्‌ । (आ० भाष्य) 
अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्माका शेषशेषी भाव सम्बन्ध है, क्योंकि 
घनुष वाणका सम्बन्ध इसी ओर इगित करता हैं.। 

इसीके द्वारा भगवान्‌ रामने अज्ञान रात्तिरूपा राक्षसी वृत्तियोंका 
विनाश किया जो अपने कालका सर्वोत्कष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता 
हैं । इस महत्वक़ों धारण करने वाला संसारमें अन्य कोई नहीं था, 
बहुत बड़े आत्मोत्सग की आवश्यकता समाजको इसके लिए थी जिप्तकों 
रामजीने पूर्ण किया उसीका निर्देश इस मन्त्रमें किया गया हैं ' 
कर फकमलनि धनुसायक फेरत | जिय की जरनि हरत हुँसि हेरत 

द ( रा० मा० ) 

रामजी धनुषवाण फेरते हुए यदि किसीको देख लेते हैं तो उसके 

अनन्त जीवनकी जरनि मिट जाती है। 


अटधादश मन्त्र 
दीघंतमा ऋषि: । आत्मा देवता । निच्त्त्रिष्टप्छन्दः | घेवतः स्वर ! 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्निश्वानि देव वयुनानि विद्वान 
युयोध्यस्मज्जुह्राणमेनो. भूयिष्ठान्ते नम उरक्ति. विधेम । 


_न्फिीयए्र2----म) नेक 


् 


क्रष्टादश मंत्र इशोपनिषद्‌ ( १३१ ) 


अग्वध अपने: अमन रोम सुपथा नय, विश्वानि वयुनानि 
विद्वान अस्मत्‌ जुहुराणपव एन: युयोधि ते भूयिष्ठां नम ्क्ति विधेम । 

अन्वयार्थ-- हे अग्रमामिन्‌ ! प्रकाशस्वरूप प्रभो ! हमें एश्वर्य, 
ब्ैसव एवं स्वेतोमुखी मद्भलके लिए सुन्दर शुभ मार्गपर ले चलें, 
क्योंकि आप हमारे समस्त कर्मों, हृदयके भावोंके परम ज्ञाता हैं। मेरे 
जीवनके कुत्सित एवं कुटिल विचारोंकों पृथक्‌ करदें। हम आपको 
पुतः-२ प्रणाम करते हुए आपकी भक्तिपुर्वेक स्तुति एवं प्राथना अथवा 
उपासना करते हैं । 

भाष्य--८ 

इस मन्त्रमें पुण शरणागति की चर्चा को गयी है। यहाँ साधक 
भगवानसे सेवाकी याचना करता है और भगवान्‌की सवंदा सेवा करना 
चाहता है| भक्तका निवेदन है कि प्रभु मैं आपकी भक्ति सदा करता 
रहे और नाम, रूप, लीलाका चिन्तन स्वंदा क़रता रह ॥। अपने 
परम प्रभुका दशनकर मेरे नेत्र क्रतार्थ हो जायें, यही मेरी याचना है। 
इस मन्त्रमें एक बड़े महत्व की बात कही गयी है कि हम चाहे जो 
कार्य करें, पर यह कभी भी नहीं भूलना चाहिये कि हम जो भी करते 
हैं उसको परमात्मा देखता है और उसीके अनुसार हमारी सभी 
प्रवत्तियाँ बनती हैं। अतः हमें चाहिये कि हम शुभ कर्मोकी ओर बढ़ें, 
जिससे हमारे विचार, भावनायें शुभ एवं मंगलकारी हों । हम सोचते 
हैं कि हम दुराचार करें-कोई नहीं जानता, पर यह मेरा मात्र भ्रम 
है। भगवान्‌ हमारे कर्मोंको नहीं अपितु हृदयमें अन्तनिहित भावोंको 
भी अच्छी तरह जानते हैं, उनसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता । 

अतः सुपथ पर चलनेके लिए ज्ञान, विचार, दृढ़विश्वास और 

आस्तिकता की अत्यन्त आवश्यकता है । यदि हम अपने हृदयमें यह 
विचार करें कि हमारे सभी कर्मोकों भगवान्‌ जानतेहैं तो हमसे दुष्कम 
कम होगे और हमारा जीवन शुद्ध एवं सरल हो जायगा तथा सम्पूण 
जीवन शुभ की भोर प्रेरित हो जायेगा । 


७ अर गनाए 7555 ता क्ाआा 74 अस्पाभाा7 कक 


५ १३२ ) ईशोपनिषद्‌ अष्टादशमस्त् 


जीव भगवान्‌का अन्श है | वह मायासे आवृत होकर भगवान्‌ 
को भूलकर संसारमें संलग्न हो जाता है | जब जीवमें विवेक उत्पन्न 
होता है तो वह अपने अंशीकों आत्मसमपंण ,कर देता है । भक्त जब 
सर्वभावसे भगवानमें सर्मापतत हो जाता है तो उसके जीवनके समस्त 
भार भगवान्‌ स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं ओर उसे चिन्ता मुक्त कर 
देते हैं। शरणागत की रक्षा की प्रतिज्ञा भगवान्‌ स्वय करते हैं । भक्त 
भंगवान्से निवेदन करता है सुपथ पर ले चलने को । भगवान्‌ स्वयं 
अनुग्रह करते हुए कहते हैं कि केवल एकबार दीन होकर 'मैं आपकाहूँ 
| यह प्रतिज्ञा अथवा याचता करने वाले प्राणियों पर मैं दया करके 
अभयदान कर देता हूँ, यह मेरा ब्रत है । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्लीराम ने यह प्रतिज्ञा सवं तीर्थपति समुद्रके तटपर अपने वानर,भालु 
। भक्तों के मध्य किया है । 
| .. “सक्कदेव प्रपन्नाय तवास्मीति नर याचते । 
_ अभय सवशभुतेधभ्यो ददाम्येतद्‌ तन्रतं मम ।॥ 
॥ | वाल्मीकि -रा० ६।१८।३३ | 
॥ श्रीवष्णवाचार्योका यह शरणाग्रति का चरम मन्त्र माना जाता 


|. है | शरणागति के कुछ विशेष नियम हैं । ब्रह्म सूत्रमें “आवृत्तिरस 
ह। कडुपदेशात्‌ ।। ४१४१ यहाँ उपासना का आवत्तेन बार-बार करता - 
| चाहिये, श्रुतिमें अनेक बार इसके लिये उपदेश किया गया है । आत्मा 
; द बारे व्रष्टव्य:,श्रोतव्यो मन्‍्तव्यों निदिध्यातितव्यः०, ही दर्शनीय,श्रवणीय 


। .मननताय एवं ध्यान करने योग्य है । विशुद्ध अन्तःक रण वाला साधक 
उस प्रश्मेश्वर की उपासना करते से उसको प्राप्त करता है । 
उपासते पुरुष ये छ्यकामास्ते शुक्रमेतद॒तिवर्तन्ति धीरा जो 
निरभिलषित साधक उप्त परम पुरुष की उपासता करत हे वे इस 
रजोबीयंम्य शरीर को प्रार करके प्रभके पावन परादारविन्द में पहु* 
ज़ात हैं, परन्तु प्रपत्ति क्री भार्वत्त बाए-बार नहीं, एक ही काः के 
गयी हैं । ज़से कन्या क़ा विवाह जब एकबार वर के साथ हो जा 


अष्टाद श मन्त्त ईशोीपनिषद्‌ | 8 | 


३ तो उसका निर्वाह वह जीवमभर करता है | उसी प्रकार शरणागत 


का तिर्वाहे एवं उसकी सदगति रामजी करते हैं । 

प्रपन्नाय - का तात्पय दीनतासे है जो प्रपत्तिमें अत्यन्त आवश्यक 
है । यहाँ कायिकी प्रपत्ति का भाव दर्शाया गया है | 

तवास्सि इति नव याघते- प्रभों ! मैं आपका हूँ | वाचिकी 
शरणागति का भाव यहाँ कहा गया है । तू मेरो यह बिनु कहें उठिहों 
न जनस भरि (विनय पत्रिका २६७) 

बारक कहिये कृपाल तुलसि दास मेरो (बिनग्न पत्रिका ७८) 

यहाँ मुमुक्ष के कथन पर कहा गया है कि व्रह कह तो देता 
है कि प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, पर इसप्रकार को प्रव॒त्ति सदेव नहों रहती । 
अतः इस सामथ्यं की याचना वह भगवानुसे सदेव किया करता हैं । 

अभय सर्वभूतेभ्यों ददासि-संसारके सभी प्राणियोंसे उसे अभय- 
दान मिलता है और ऋणत्रयसे उसको भय तहीं रहता है | यमराज 
की ओर से भी वह निर्भय हो जाता है | क्योंकि. अभय पद मोक्ष 
प्राप्ति का बोधक़ं कहा जाता हैं। अतः जीव बार-बार अपने प्रभुसे 
सुपथपर ले चलनेकी प्रार्थना करता है, जिसेसे उसका जीवन शुभ- 
कर्मोमें ही संलग्न रहे । अग्निदेवका सम्बोधतत करके अपने: जीवनमें 
भगवानसे प्रकाशकीः प्राप्ति चाहता है, जिससे समग्र जीवनपथ ज्ञतत्ता- 
लोकसे, दृढ़तासे और विद्वाससे परिपूर्ण हो जाय ॥ क्योंकि भगवानूसे 
निवेदन तथा उनकी. .क्ृपाके लिए भक्ति, वित्तम्रता, सरलता तथा 
निष्कपठताकी अत्यन्त आवश्यकता है। यदि भगवान्‌के भक्तमें अहंकार 
या दम्भ आ गया तो: स्वेनाश हो जाता है, वयोंकि दम्भी, अहंकारी 
प्राय: पापों की ओर अग्रसरित हो| जाता है | जसे रावण, कंस! आदि 
ज्ञानी होते हुए भी, भग्वतृतत्व बोध होने पर भो पापों से, अहंक़ारसे 
जहाँ उनको पहुँचनाः था, नहीं पहुँच पाये. । अतः मन्त्र के चौथे पाद 
में भक्त या, ज़ीव भगवान्‌ से. भिवेदन' करता है, याचना करता है! कि 
भ्रभो! मैं आपकी अचेत पूवेक उपासना करता हाँ कि आपके चरणोंमें 


-ा् 


( १३४ ) '- “हरिभाष्य अष्टा दश मंत्र 


भेरी दृढ़ निष्ठा एवं भक्ति हो और आपके चिन्तनमें मेरा मन सदा 
संलग्न रहे । यह आपकी कृपा के बिना प्राप्त होना सम्भव नहीं है । 


आपकी अनुकम्पा के बिना मेरे पाप, अहंकार; छल, छद्म मुभसे व 


नहीं होगें, न हम सुपथ पर चल सकेग और हम सुख एवं वेभव भी 


नहीं प्राप्त कर पायेग । अतः मुझे कृपा पूवक सुपथ पर ले चलने | 


मन्त्र का यह तात्पये अपने आपमें बड़ाही सहेतुक एवं समन्वय स्थापित 
क्रता है और जीवन के लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है । द 
अग्ने नय अस्मान--मानव जीवन को सफलता उसके सुकर्म 
पर ही आधारित है, और उसके कर्म के बिना उसका अम्युदय सम्भव 
नहीं है । (ऐतरेय ब्राह्मण ३३॥।३) 

माना थ्रान्‍ताय भीरस्तीति रोहित शुश्ष॒म । 

पापो नथठ्शे जन इन्द्र इच्चरतः सखा || 
चरंवेति-चरवेति 
इन्द्र द्वारा रोहित के अए जो शिक्षा दी गयी है वह अत्यन्त 
स्पृहणीय है । रोहित ! इस संसारमें जो स्वयं कमंशील नहीं है, जो 
जीवन के कर्मपथ पर चलते हुये पूर्ण श्रमित नहीं होता उसको श्री 
सम्पति कभी भी वरण नहीं करती है । प्रमादी जनों के मध्य बेठकर 
जो जीवन यापन करने के लिए प्रयत्तशील रहता है, वह निरथेक 
समय यापन करता ह, अकमंण्य होकर जीव॑न बिताता है। इसप्रकार 
श्रेष्ठ व्यक्ति भी प्राय: श्रीहीन हो जाता है और उसे अभिलषित सुख 
भी नहीं मिलते । वह पाप का भागी होता है तथा स्वयं तुच्छहो जाता 
है | इसके विपरीत सदा गतिशील, सतत प्रयासरत रहने वाले, लोगों 
का मित्र, बन्धु स्वयं परमात्मा ही होता है । अतः श्रुति कहती हैं: 
“चलते रहो, चलते रहो । अर्थात्‌ भगवानमें दढ़ आस्था पृवंक जीवन 


पथ प्रर चलते रहो । 
आस्ते भग आसीनस्योध्वस्तिष्ठति तिष्ठत 


शेते निपरद्यमानस्य, चराति चरतो-भग: ।। चरेवेति-चरैवेति 
[ऐसत्तरेय ब्रा० ३३॥३ १ 


ही 


* ह 


5 
“5 
प 7५ ५ 


+ अष्टादश मन्त्र हरिभाष्य (१६१४ | 


उद्योग हीन होकर बंठने वाले व्यक्तिका भाग्य बठ जाता है । 
उठकर खड़े होने वाले का भाग्य भी उठकर खड़ाहो जाता है । सोने 
वाले का भाग्य सो जाता है भौर सदा चलने वाले का भाग्य सदंव 
चलता रहता हू । अपने को बनाने वाला मनुष्य स्वयं ह उसे कोई 
दूसरा नहीं बना सकता | धर्म, अधर्म, तप, इन्द्रियदमन, प्रमाद इन सब 
का निर्मायक स्वयं मनुष्य है । ये सब उसके ही हाथमें हैं । 


शास्त्रोंमें कहा गया है, निद्रामें पड़े रहता कलियुग हैं। जागना 
द्वापर हैं । उठक़र खड़ा होना त्रेता है. तथा चल पड़ना सत्ययुग है । 
कलि: शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः: | उतिष्ठस्त्रेता भवति कृत 
संपद्यते चरन्‌ ।। (ऐतरेय ब्रा० ३३।३) 


तापस मधु प्राप्त करता हें | चलता हुआ मनुष्य स्वादिष्ट 
फलों को प्राप्त करता है । भगवान्‌ भास्कर निरंतर चलते ही रहते 
हैं । वह विश्राम कभी नहीं करते । वे जीव जगतुके प्रेरक हैं। व्यक्ति 
चाहे जितना विद्वान एवं योग्य क्‍यों न हों, यदि वह गतिशील नहीं 
गैगा, पुरुषार्थो नहीं होगा तो वह जीवनमें कुछभी नहीं कर पायेगा । 
चलती चींटी हजारों योजन दूर चली जाती है। न चलता हुआ गरुड 
एक पगभी आगे नहीं बढ़ सकता है । गचछन्‌ पिपीलको याति योजनातां 
शतान्यपि । अगच्छन्‌ बनतेयो5पि पदसेक॑ न गचुछति || (सुभाषित) 
भूत सीमित है । भविष्य असीमित है । व्यतीत होनेके कारण भूतकाल 
सीमितहै । उसे बढ़ाना-घटाना कठिनहै परन्तु भविष्य की सम्भावनायें 
अनन्त हो सक़ती हैं | यह जानकर पुरुषको सदेव कमंठ होना अत्यन्त 
आवश्यक है, रुक जाना मृत्यु ह। प्रभादो वे मृत्यु: गतिशीलता जीवन 
हैं। मन्त्रमें रयि का प्रयोग किया गया ह९। जिसका तात्पय है प्रभो! 
अस मज्भल (अभ्युदय) की ओर प्ररित करें । हम अध्यात्म, तप, धर्म, 
पत्य, सतुकम के साथ-साथ ऐह्वर्यवान्‌ भी बनें, जिससे हम अपनी 
उवें क्रन्‍्य की सहायता करने में पूर्ण सक्षम हो सकें । 


(५३६) 222 बष्टादश मत 


यही भारतीय संस्कृतिका सर्वात्क्िष्ट स्वरूप रहा है जो सक्नी को 


समृद्धि सम्पन्न होनेका स्पष्ट आदेश देता है। इस मन्त्रमें सुपथो' को 
प्रयोग इसीलिए किया गया है। 


प्रह प्रभी समृद्धि हमें सत्य और धमके माध्यमसे मिले, अस्नत्य 
अधर्म एवं भ्रष्टाचारपूर्वक नहीं। किसीको धोखा देकर अन्यायसे क्री 
नहीं | धर्म, अथ, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टयमें धर्मको प्रथम 
स्थान दिया गया है। यह प्रत्येक व्यक्तिके लिए ध्यातव्य है कि काम 
जीवनका महत्वपूर्ण अंग है, अतः उसे धर्मानुसार ही प्राप्त करना चाहिये, 
अधम, असत्य, अन्याय, अनीतिसे नहीं। मोक्ष परम लक्ष्य है, जो 
सामान्यतया अर्थ और कामके बाद ही चतथ आश्रममें प्राप्त क्रिया 
जाता है। अतः स्पष्ट है कि इस मन्त्रमें हमारे जीवनके लक्ष्य पूर्ण- 
रूपेण प्राप्त हैं । 
धाता दधातु नो रयिमोशानों जगतस्पतिः। से नः पृणंन यच्छतु॥ 
[ अथवंबेद ७ १७।१| 
समग्र संपारको धारण पोषण करने वाले प्रभो | सभीके शासक 
एवं रक्षक स्वामिन्‌ ! हमें वेभव प्रदान करो। हम अपने जीवनमें स्नी 
प्रकारकी समूद्धि एवं अभ्युदय का दर्शन करनेमें सक्षम हों। यहाँभी 
जीव भगवानके शरणमें पहुँचना चाहता है. और शुभकमंकि द्वाराही 
संबकुछ यांचना करता है और कहता है कि हम आपकी शरणमें हैं। 
हमें इस प्रकारका धन, ऐश्वर्य प्रदान कर, जिसके द्वारा हमारा जीवन 
_मंगलमय हो सके। 


जो साधक जीवनके प्रत्येक सुखकी याचना मात्र भगवान करता 


उप्के द्वारा पाप कम ही होते हैं और शुभ अधिक होता है। भगवव्‌ 
कृपा द्वारा प्राप्तकी गयी समृद्धि अन्तःकरणको पवित्र, करती है ७१ 
54भिचारसे पाया हुआ धन, वेभव कुमागं परही ले जाने वाला होता 
है जिससे उससे अशुभ, कर्म ही अधिक होते हैं 


मुर्धा रपोणां मूर्धा समानात्ां भुय]तम |. [अथवंबेद. १शरें ' ] 


8 जे व्प् 26 29388 


>ज्यि ज्स्उि 


कप <3.3 है ७ ३ । ध््ध 


अष्टादश मंत्र ईशोपनिषद्‌ ( १३७ ) 


क्‍ है हे प्रभो ! आप हमारी प्रवृत्तियोंको समृद्धशालिनी बनाये जिससे 
ः मैं अपने समकक्ष दूसरोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ बन सके। यहाँ धन द्वारा 
। प्दाचारी बनतनेको प्रार्थेताक़ी गयी है। भर्थागम दृषित होनेपर परिवार 
* ओर समाज पर भी उसका प्रभाव पड़ता है'। आज देशके कण्ंधार 
लोगभी इसका विचार नहींकर पा रहे हैं। यही' कारण है कि राष्ट्र, 
॥ परिवार और समाजपर भी इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है | 
. एक कहावत है-जसा खाय अन्न वबेसा बने सन | खान, पान, व्यवहार 
हमारा जेसा होगा उसी प्रकारकी हमारी प्रवृत्तिभी बनेगी। यदि 
हमारे जीवनमें आर्थिक पवित्नता नहीं रहेगी तो हमारा मनभी पवित्र 
$ तहीं बन पायेगा । अतः हमारे वेदोंका आदेश है- 'अग्ने नय सुपथा 
_ राये'” हे प्रभो ! हमें सुपथसे वभव की प्राप्ति हो । 


छह # 


विश्वानि देव वयुतानि विह्ान्‌ । 


है प्रभो ! हमारे समस्त कर्मोको आप स्वयं जानते हैं! भगवानूसे 
हमारे हृदयको कोई बात छिपी नहीं रह सकती । | 


पस्तिष्ठति चरति यश्च वच्चति यो नित्य चरति यः प्रतद्धाम्‌ । 

, हो संनिषय॒ यम्मन्त्रयेते राजा तदेद वरुणस्तृतोयः ।। 
[ अथवंबेद ४।१६।२ | 
चलना, उठता, बैठना, परस्पर विमश करना, व्यवहार करता आदि 
सभो क्रियाओंको परमात्मा अच्छी तरह जानता है । उससे अतिरिक्त 
संसारमें कुछभी नहीं है। भगवान्‌के दूत हाथमें पाश लेकर पाषियोंको 


बाँधने हेतु स्वेत् तत्पर रहते हैं । 
मन्यन्ते वे पापकृतो न फश्चित्‌ पश्यतोति नः 


तांस्तु. देवा: प्रपश्यन्ति स्वस्थवान्तर हरुष: || 
[सत्तु० ८।८५ ] 
पापात्मा लोग विचार करते हैं कि मेरे पापको कोई नहीं जानता 
है, पर यह मात्र उनका भ्रम हैं। उनके पापोंको देवगण देखते हैं तथा 
; अन्तर्यामी रूपसे परमात्मा स्वयं देखता है । | 


म््ज । अशशीडज। 


ली. 


दयौभ्तूसिरापो हृदयं चन्द्राकग्नियमानिला: | 
रात्रि: सनन्‍्ध्ये च धम्मंश्च वत्तज्ञा: सबंदेहिताम |। 
[ मनु ० 5।८६ ] 
च्ुलोक, पृथिवी, जल, सूर्य, चन्द्र, वायु, रात्रि, दोनों सन्ध्याये 
तथा कर्मफलदाता यम सहित परमात्मा समस्त प्राणियोंके कर्मोको 
देखते हैं! 
एको5हमस्मीत्पात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यते | 
नित्यं स्थितस्ते हद्यष पुण्यपापेक्षिता मुनिः |। [सनु० 5।८४१] 
अधम करते पर उसका फल तत्काल भले न मिले पर मिलेगा 
अवश्य | शर्न:-२ वह घन की तरह जीवनके समस्त सुखको समाप्त 
कर देता है और समल नष्ट हो जाना पड़ता है। जिस प्रकार बोया 
हुआ बीज तुरन्त अंकुरित नहीं होता, उसीप्रकार धर्माधम की भी बात है। 
नाधमंश्चलरितो . लोके सद्यः फलति गौरिय। 


शनरावतंमानस्तु कतुसू लानि कहनन्‍्तति।। 
( मनु० ४।१७२ ) 


जुहराणम्‌ एन! अस्मद्‌ युयोधि-कुटिलतापूर्ण वृत्तिसे हम दूर रह 
सके, इसी क्पाक़ी धारा मुकझपर गिरायें। संसारमें निनन्‍्य क्मोंस _ 
हमको दूर करें। मुझमें अपनी भक्तिरूपी अमृतकी वर्षा करे जिससे 
हम शुभकर्मों का चिन्तन करनेमें समर्थ हो सक॑, जिससे हमारा जीवन 
कृताथे हो जाय । 

मुप्क्तमस्मान्दुरितादवरद्याज्जुषथां यज्ञमम्ृतमस्मासुधत्तम्‌ | 

| ( अथवंवबेद ५।६८ ) 

मनकी वृत्तियाँ बड़ी चचल हैं। इनको ठोक करनेके लिए पहले 
निर्मल मन होना आति'आवश्यक है। अन्तःक्रणकी निर्मलता अनेक 
पापोंसे बचाती है| गोस्वामीजी कहते हैं-निर्मेल मतः जन सो मोंहि 
पावा | मोहि कंपट छल छिद्र न भावा | भगवान्‌ की कृपा एवं भक्ति 
सरलता 'दीनता,, आदि जबतक नहीं आती तबतक जीवनमें स्थिरता 
भी नहीं भाती।, जबतक स्थिरता नहीं आती तबतक विश्वास ५० 
दढ़ता भी नहीं आती | 


। 


हु . । 
0 
;$ 


. थष्टादेश मंत्र ईशोपनिषद्‌ ६94 00) 


५ भुयिष्ठां ते नम उरक्ति विधेम | 
यह मूलमें पुर्णरूपसे भक्तकी शरणागति कही गयी है। वन्दन 


 भ्षक्तिके द्वारा स्वाभाविक रूपसे मभमें नम्रता भाती है। प्रणाम की 
भावना मनमें आते ही सहजही में हृदय द्रवित होता है। एक़ बार 
यदि कोई रुष्टभी हो गया हो तो प्रणाम करनेपर वह सरल हो जाता 


है और अपराध होनेपर भी उसका परिहार करके कृपा ही प्रदान 


+ _रता है। बेदिक मुनियों, ऋषियोंने इसी प्रकारंकी कृपा लोगों पर 


को हैं। बिता अनन्य भक्तिके, विना पूर्ण समपेणके, विना शरणागत 
हुए केवल कमे अथवा ज्ञानसे भगवानूको अथवा उसको क्रपाक्तो प्राप्त 
तः हैं। इस शरणागतिमें अहंकार भरत्य॑न्त बाधक़ 
है, देन्य इसक़ा भूषण है। अतः इस मन्त्र में विनम्रतापुवक् भगवान्‌की 
शरणांगति कही' गयी है । 
यदि साधक की उपासना उच्चकोटि की है, अनन्‍्य भक्ति एंवं 
अन्य निष्ठा प्रभुके चरणोंमें विद्यमान है, तो वह भंगधान्‌का कृपा- 
बन जाता है! और उसके जीवनकी जरत्ति, ढु:ख, क्षोभ आदि सब 


करना अत्यन्त कठि 


पात्र 


है नष्ट हो जाते हैं।  «€ 


अतः स्पष्ट हो गया कि जो भगवत्‌ कृपापात्र बत गया तो उसके 


 जीवनमें कष्ट या दुःख कहाँ रह जाता हैट। 


। प्क्तंका मन रखनेके लिए 


भगवान तो स्वयं अनुग्रहपूवंक कहते हैं कि-- 
क्र सदा तिग्ह की रखबवारी। जिसि बालक राखइ मह॒तारी || 
द क्‍ .. [रा० सा० | 

भक्तके योग क्षेमंका वहन स्वयं प्रभु करते हैं। भगवान्‌ तो अपने 
भक्तके लिए सबकुछ करनेको तैथ्यार रहते हैं। भक्तके मंगलके लिए 
प्रभु स्वयं बिक भी जायें तो उनको कट नहीं होता । अजु नकी उन्नति 
भर्थात्‌ विजयके लिए भगवान महा।भा रतमें स्वयं सा रथी बन गंथे। अपने 
विंदुरकी कुटीमें जाकर साक का भोग लगा 


दिये, जबकि मेवाका भोग त्याग दिया । भगवान्‌ शंबरीकें आश्रमपर 
नक्री अविरल 


जाकर बेर भी खाक़र उसको भी गौरव प्रदान किये मह ड 


_ 'कपा ही कही जायेगी। . . 


2 
१५ ल्‍ 


४ 


भगवान्‌ कहते हैं कि जो भी मेरे शरणमें भा जाता है उसे मर 
अभय प्रदान करता हूं | यह भगवान्‌का ब्रत है। भगवानक्री शरणप्ें 
जाने वाला भक्त तो निर्भय होकर विचरता है! उसके भय, शोक, मोह, 
संसारके विषय बाधित नहीं करते। यदि वह भक्तिपुर्वेंक भगवत्‌- 
शरणागति स्वीकार कर लिया है तो उसका जीवन पूर्ण कतार्थ हो गय्राहै। 
अभय सर्वभूतेभ्यों ददाम्येतद्‌ ब्रत॑ं मम । 
साम की ऋचामें यह शरणागति का वर्णन बड़े ही समारोहके 
साथ किया गया हैं। 
प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकमर्ि: | यस्य त्व 
सख्यमाविथ । [ऋगवेद ८।१४।३० | 
है प्रभो ! जिस भक्तको आप मित्र रूपमें स्वीकार कर लेते हैं 
अथवा जिसपर आपकी कृपा हो जाती है वह आपकी वीरतापूर्ण रक्षाओं 
एवं आपके अलोकिक बलशाली क़र्मोस प्रभी दुःखसे पार हो जाता 
है। भगवत्‌ कृपा जीवनका अमृत है और अक्षपा मृत्यु है । 
य॑ आत्मदा बलदा यस्य विश्व5उपासते प्रशिषं पयस्य देवाः । 


यस्यच्छायाउमृतं यस्य मृत्यु: फस्मे देवाय हविषा विधम ।। 
( यजुर्वेद २४।१३ ) 


अर्थात्‌ समस्त विश्व जिसकी उपासना करता है। समस्त देवता 
एवं विद्वान जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जिसकी छाया अथवा 
कृपा अमृत है और जिसकी अक्ृपा मृत्यु है,जो आत्मिक ओर शारीरिक 
बल प्रदान करने वाला है ऐसे सुख-स्वरूप परब्रह्मकी भक्तिपुर्वेक अनत्यः 
भावसे अचना एवं उपाप्तना करते हैं। इस मन्त्रमें भगवत्‌ प्राप्तिका 
साधन और अनन्य भक्ति बतलाई गयी है। गोस्वामीजीने गीतावलीमें 
हा है-- शीतल सुखद छाँह तेहि फर को मेटति पाप ताप माया | 
गीतामें भगवान्‌ के श्रीमुख की वाणी .है-- 
पुरुषः स परः पार भक्त्या लक्यस्त्वनन्यया । 
पस्थान्त:स्थानि भुतानि येन सवंसिदं ततम्‌ ॥ (गोता ५।२२) 


अष्टादश मंत्र द ईशोपनिषद्‌ ( १९१ ) 


५ अर्थात्‌ हे पार्थ ! वह परम क्रपालु पुरुष जिसमें यह समस्त 
भूत स्थितं है, जिंसके हारा यह सम्पूर्ण सुष्टिका विस्तार दुश्य है और 
जिसके हारा निर्माण किथा गया है, वह अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया 
जा सकता है | गीता को यह महत्वपूर्ण पंक्ति अपने आप में समस्त 
संतारको एकमात्र भगवत्‌ आश्रय भ्रदान कराती है। भगवान्‌ को जीव 
के समीप लाक़र खड़ा कर देती है । जहाँ संयमी ,तथा प्राणिमात्र | 
समबुद्धि रखने वाले व्यक्ति के जीवनमें एक आशा वी किरण दिखाई 
पड़ने लेंगती है और बह आश्वस्त हो उठता है कि भगवान की कृपा 
हमे पर हो सकती है 

लाधक उस सर्वय्यापी अविनाशी,अनिवेचनी य, अव्यक्त अर्थात्‌ 
निराकार, अचल, सेंदा एकरस अपने परमानन्द स्वरूप में रहने वाले 
अरब नित्य परमात्मा की उपासना अपने मन ओर इन्द्रियों का संयम 
करते हुए समस्त प्राणियों में समानभाव रखते हुए या सब पर दया 
भाव रखते हुए थे मुझे ही भ्राप्त होते हैं ' न्‍ 

आज हम अपनी एकाग्रता एवं 
की और भाग रहे हैं । उपॉर्सना मात्र स्वार्थ परक रहे गयी है । अर्थो- 
ल्‍ पाजन इसे समय सबसे बड़ी उपासना बन गयी है| हमारी साधना 
में अब कुण्ठा आ गयी है । अतः जितना आध्यात्मिक लाभ हमें होना 
चाहिए नहों हो रहा है | भाज जो लोग यह समझते हैं कि हम वर्णो- 
श्रम की परम्परा तोड़कर बहुत आगे बढ़ रहे हैं वे अमभमें हैं । हमारा 
अनुशासन, साधना, सामाजिक स्तर न्युन होता जा रहा है । वर्णाश्न म 
का यह अर्थ कभी भी नहीं. रहा हैं कि कोई नी च्‌ और ऊच हैं बल्कि 
उधका अर्थ यह रहा है कि हम सभी यथा समय अपना कतेज्य कर 
रहे हैं या नहीं । भाज वह छबि हमारी नहीं रहे गयो है, जो उत्क्ष 
पृण हमारी रही है । जब मानच सत्र ओर से निराश हो जाता है 
तो उसको भगवत्‌शरण मात्र रह जाता है| अतः संशय और द्विविधा 
को त्याग कर आगे आना चाहिये | 


पवित्रता को मूलकर मात्र स्वार्थ 


| 
श 
। 
। 


(_ १४२ ) हरिभाष्य अष्टादश मंतर 
तमेव शरण गचछ सर्वंपावेत भारत | है 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ | गीता १८ ६२ 

है भारत ! स्वभाव से उस परमेश्वर की शरणमें जाओ। 
उसकी कृपा से परमशक्ति, शाश्वत स्थान '( सनातन ) परमधाम को 
प्राप्त होगे । भगवान्‌में इप्त प्रकार का दृढ़ विश्वास हो जाना उपा- 
सना का एक विशिष्ट अज्भ है, जो हमारी आस्था का केन्द्र रहा है । 
बेदोंमें तो भक्ति एवं उपासना की चर्चा सर्वत्र की गयी है । 
दोषो गाय ब्रृहद गाय झमड्ठेहि ' । 
आथवंण स्तुहि देव॑ सबितारम्‌ ।। [अथर्ब० ६११] 
है स्थिरमति योगिन्‌ ! समग्र संसारको रक्षक एवं प्ररणा प्रदान 
करने वाले परमात्मा की प्राथना करो | उसका बृहद्‌ गुणगान करो। 
अधिक कीर्तन और भजन करो | उस तेजोवान्‌ पुरुषके तेज को धारण 
करो | सूर्यके जनक या प्रकाशक सूयके भी सूर्य परम देदीप्यमान सविता 
देव अर्थात्‌ परमात्मा की उपासना का निर्देश किया गया है । भगवान्‌ 
का निवास तो वहीं होता है जहाँ उनका कीतेन होता है + वहीं 
भगवान्‌ रहते हैं ' 
नाहं वस्ामि बेकुण्ठ योगिनां हृदये न वे । 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठासि नारद ।। पद्मपुराण 
हे नारद ! मैं न तो वेकुष्ठमें निवास करता हु और न ही 
मैं योगियों के हृदयमें | मेरे भक्त जहाँ मेरा कीतेन करते है वहीं में 
निवास करता हूँ | जीवन में तेजस्वी बतना चाहिए। 
युक्तन मनसा वर्य देवस्थ सवितुः सबे । स्वर्याय शकक्‍्त्या |. 
[ श्वेताश्यत्तर २२, यजु०" ११२| 
योग युक्त समाहित संयमित एवं विषयोंसे विरक्त होकर समस्त 
संसार को उत्पन्न करने वाले तथा उसका पालन करने वाले प्र 


को क्षाज्ञा से उसके निदंशों नियमों एवं वेदान्त आदेशों के अनुस्ता: 


सुवर्ग अथवा विशेष सुख ऐश्वर्य एवं बेभव की प्राप्ति के लिए अप । 
रण शक्ति से हमें प्रथत्तशील होना चाहिए। हमारे जीवत का 2] 
विधेध एवं जीवन दशंन का रूप यही होना चाहिये। 


अष्टादश मन्त्र ईशोपनिषद्‌ 0 600) 


योग युक्त मत्त का तात्पये लाभ, हानि, सुख-दुख, विजय- 
पराजय आदि में समबुद्धि होना, प्रत्येक प्राणीके प्रति सेमत्व का भाव 
रखना तथा चित्त की वृत्तियों के निरोध एवं इन्द्रियों के विग्रह से 
प्राप्त मन को संयमित, अचंचल एवं शान्त अवस्था से है । 
यहाँ यह भी चिन्त्य है कि कर्म और ज्ञान का समुच्चय जीवन 
में अत्यन्त आवश्यक है । ज्ञान एवं उपासना तथा भक्ति का समुच्चय 
भी जीवन में आवश्यक है । जब तक मस्तिष्क में विविधता का दौड़ 
लगता रहेगा तब तक हमारा मंगल होना वड़ा ही कठिन एवं दुष्कर 
_ है । अतः हमारा मस्तिष्क और हृदय एकही ओर दृढ़ होना भी अत्यन्त 
आवश्यक है! इसके बिना सफलता मिलता अति कठिन है । 
योगियों को समाधिमें इस अवस्था का दशंन होता है! | इसके 
लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधिरूप अष्टाज्भ्योग की आवश्यकता होती है । “योगश्चित्तवत्ति 
निरोध:” चित्त की चंचल वत्तिके निरोध को योग कहते हैं | तो चित्त 
वत्तियों का विरोध तभी होगा, जबक्कि एकही लक्ष्यके दर्शन हेतु हृदय 
* और मस्तिष्क एकाकार क़ा हो जाता है अर्थात्‌ जो मस्तिष्क का विचार 
हो वही हृदय स्वीकार कर ले | यथा-- 
मूर्धानमस्य संघोव्याथर्वा हृदयं च यत्‌ | अथवे १०२।२६ 
यहाँ हृदय और मस्तिष्क के सीने का तात्पय यह है कि इन 
दोनों को एक ही लक्ष्य की ओर प्रेरित करना है | इसमें परस्पर 
प्रतिकलता और प्रमाद नहीं होने चाहिये । 
द इसीलिए मन्त्रमें अथर्व शब्द आया है, जिसका अथ्थ होता है 
चञ्चलता अथवा गति। शरीरप्े इन्द्रियाँ और इच्द्रियोंसे मत्त उत्तरोत्तर 
चंचल है! तो वह मत जब सम्पूर्ण संकल्प विकल्पसे शन्‍्य होकर परम 
विश्वास रूप अनन्य शरणागतपालक प्रभु श्लरीराम की शरण को ओर 
प्रेरित होता है, तो उसके जीवन के सम्पूर्ण अवरोध जलमल (काई) के 
समान स्वतः छंट जाते हैं | न थर्वा-भर्थर्वा अर्थात्‌ निश्वल मन वाला 
हो जाना । वैदान्त में इसे स्थितप्रज्ञ कहंते हैं । विशिष्टाहत दशेत्में 


( १४४ ) हरिभाष्य अष्टादश मन्त्र 


इसे अनस्यशरणांगत कहते हैं । शरणागतिकी प्राप्ति हो जानेके पश्चात 
कोई कर्म अथवा कर्मफल शेष नहीं रह जाता है । 
सुखी मौन जे नीर अगाधा। जिमि हरि सरत न एकउ बाधा ॥ 
अग्मे ! तय सुपथा राये--इस मन्त्रमें इतना सुन्दर शरणागति- 
रहस्य प्रतिपादित है कि इसीसे ही मानव जीवन परम विशुद्ध हो 
सकती है | भगवदगुण श्रवणही सुपथ है, विशेष रूपसे हृदय्रका आकषंण 
भववच्चरित्से होता है और इसीसे भगवत्‌ सम्मुखता भ्राप्त होती है । 
भगवत्‌ सन्निधि ही भगव्प्राप्ति हैं। इसलिए विशेषतया “ सुपथा राये 
नय” वाक्यमें निर्मेल हृदयके साथ भगवत्‌ कृपा आदि अनन्त सदगुणों 
को प्राप्ति भी है। यहाँ जीव अपनी असमर्थता ओर ईएवरके अपार 
सामथ्य का स्मरण करता है कि प्रभो! मैं सबविधि हीन हु, आपकी 
अनन्य परिचर्या (सेवा) भी नहीं कर सकता। अतः अपने-२ वर्ण- 
धर्म और आश्रमधर्मके अनुसार ऐश्वर्य एवं वेभवकी प्राप्तिके लिए अपने 
पूर्ण सामथ्येसे निरन्तर प्रयास करें, यही जीवनका परम लाभ है। 
अतः मस्तिष्क और ह॒ृदयमें ऐसा समन्वय «होना, चाहिये कि 
आस्तिकता श्रद्धा, संत्य एवं ज्ञानपृवेक़् भक्ति प्राप्त हो सके यही मानव 
जोवनका परम लक्ष्य है। अपने मंगलके लिए यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि पुरुषकी विचारशक्ति तथा श्रद्धाभक्ति साथ बढ़े । हमारी शिक्षा- 
नीति भी इसी प्रकारकी होनी चाहिये और आज हमारे राष्ट्राध्यक्षकों 
भो इसपर ध्यान देना चाहिये कि हमारी वेदिक विरासत उत्तरोत्तः 
हासत की भोर जा रहो है। उसके लिए ठोस कदम उठाया जाय) 


जिससे भारतवर्ष की गरिमा अक्षुण्ण रह सके । इतनाही निवेदन करके | 


में अपनी बात भी स्थगित करता हूँ । आगे रामजी की कपासे ज! 
दो शब्द लिख सका यह. उन्हींका प्रसाद है। इसमें जो लुटियाँ हैं वह 
मेरा प्रमाद है। संतजन, सुधीजन उसे सुधार कर लेंगे। यह मेरा 
निवेदन है । 

॥ श्री सीतारामस मर्पणमस्तु ॥ 


ाएाओ । जिन 


४ ीक-रक 5, +#ंकें- 0 प्म्कम्तनतड: 


( क्‍ १४५ ) 


जगदगुरु रामानन्दाचाये स्वामी हराचायेक्रा १९१८२ ओर 
४३ में होने वाले कार्थक्रमों की नामावली एवं विषयों पर जो क्ंपा- 
प्रसाद उपदेश आशीषेचन, हुए हैं। 

दिनांक २ से ४ अक्टूबर तक भेलसर चौराहा ग्राम मछेला 


जनपद बाराबंकी श्रीहरिशंकरदास पहलघानके यज्ञमें स्वाभी जी को उप« 
. स्थिति हुयी, जहाँ यज्ञोंका बेदिक स्वरूप आज समाजको यज्ञोंको आव- 


श्यकता, यज्ञ विरहित जीवन शूध्य है । “यज्ञों वे रामः मानसमें पाँच 
थज्ञोंकी चर्चा बड़ा ही मनमोहक 0एवं उपयोगी रहा। लाखों लोगोंकी 
उपस्थित्ति रही, उस यज्ञ का उद्घाटन स्वामीजीने क्षिया । 

२७ से ३० अक्टूबर नैनी इलाहाबादमें श्री छवलबिहारीदास 
एवं श्री नरेन्द्रकुमार अग्रवाल जो बड़े सुशील, विद्वान एवं शक्ति उपा-. 
सक हैं, इनका पूरा परिधार धामिक एवं शाकाहारी है। टेलीफोन 
अधिशाषी निर्देशक नेनी इलाहाबादके नवरात्र यज्ञमें स्‍्वामीजी ५ दिवस 
'नवरात्र” पर बड़ा ही प्रभावोत्पादक शलीमें. यज्ञ की चर्चा को तथा 
भक्ति और कम ही आज दानघता का दमन एवं दंवी विशभूतियोंके 
कर्की अपेक्षा रखते हैं 'ईश्वर प्रणिधानाद्‌ वा! की उप्राख्या किया ॥ 
'सर्व॑स्व रूपेसवेंशे स्वंशक्तिसमन्विते! भक्ति, योग, कर्मके आलम्वन 
बिना जीव आवागमनसे मुक्त नहीं हो सकता । भरत: जीवनमें तीनोंकी 
अत्यन्त भावश्यकता है। 

१६ सितम्बर से १८ सितम्बर १४४२ मऊ रानीपुर जिला 
जालोन में रामदास श्रह्मचारी द्वारा आयोजित सम्मेलन ज० गु० रा० 
हर्माचायंजी महाराज ने भक्ति पूवंक शरणागति योगसे' भगवत प्राप्ति 
किया जाता है । आचार्य रामानन्द, रामानुज, निम्बाक॑ आदि आचार्यों 
ने स्वीकार किया है । 

ज०गु० रामानन्दाचार्य स्वामी हर्याचायजी महाराज का दिनांक 
१६-२८ जनवरी क्रो दिध्यकला संक्रीर्ततन सम्मेलन में बोलते हुए कहा 
कि हरिस्मृति: सर्व विपद्विमोक्षणम भगवान्‌ का स्मरण सभस्त विप- 
त्तियों से छुटकारा देता है इसकी: बृहद चर्चा स्वामीजी ने किया । 


| पं] 
२६-२६ फरवरी उरई, एवं करोड़ा लोधीमें राजाराम पत्र) 
के यहाँ विश्राम एवं कथा स्वामीजी की हुयी | इस अवसर पर ज«&' 
गु० रा० स्वामी हर्याचायंजी महाराज ने अद्भुत चर्चा किया जहां 
बीत्तों हजार लोग मन्त्रमुग्ध हो गये । पचौरी परिवार बड़ाही विद्वान 
एवं धार्मिक है । वहाँ स्वामी ने भक्ति साधन नहीं किन्तु सुख का 
स्वरूप है, की चर्चा किया | भक्ति का फल भक्ति ही है प्रातो व्यमु- 
ब्वदब्बिद्ल्ेत्राभ्यां पुष्करेक्षण” भगवान्‌ सुदामा के लिए रोते है । 
श्रन्दत करते हैं | स्वामीजी ने अद्भुत काँकी उपस्थित किया । 
अनन्त श्री विभूषित ज० गु० रा० हर्याचायजी महाराज का 
दिनांक २६-२७ मई को सलेमाबाद श्री जी महाराज निम्वा्क पीठ 
में पाटोत्सव स्वर्ण जयन्ती पर का पदार्पण हुआ जहाँ चारों शंकराचार्य 
वैष्णवाचार्य आदि उपस्थित थे। वल्लभाचार्य आदि भी उपस्थित थे । 
मण्डलेश्वर सन्‍त महान्त मंहामंण्डलेश्वर आदि सभी की भांकी थीं 
बहाँ निर्धारित विषय पर्यावरण, आधुनिक भारत में नारी का गौरव, 
भक्ति, प्रपत्ति, श्रीराम जन्मभूमि आदि वहाँ स्वामीजी ने चार सम्रा 
किया, जो बड़ा भव्य एवं आकर्षक रहा । द 
प्रियतम हृदये वा खेलतु प्रेमरीत्या, 
पद युगपरिचर्या प्रेयती वा विधत्तास्‌ ! 
नतु भजन विधो वा निविकल्पे समाधों, क्‍ 
बुध जन इह तिष्ठत्‌ तदद्वयं तुल्यमेव ।! 
स॑ तरति, स तरति स॒ लोक़ांस्तारयति । ५०।ना०श्नस्सृत्र 
वह पार होता है वह मायासे पार-होता है उसके द्वांरा दूसरे 
भी माया से पार होते .हैं। भक्त माग्रासे पार होता है| आगे स्वामी 
जी ने तृतीय सभामें अनुग्रह करते हैं । 
बेदानवि संन्यस्यति, कैवलमविच्छिन्नानुरागं लभते | ४४ ना०भ्र?प्त९ 
बड़ी ही मधुर चर्चा स्वामीजी ने प्रस्तुत किया | जो सभी 
लोग मल्त्रमुग्ध हो गये। बहुत भानन्द आया । जीवन के, पुण्यमय क्षण 
यही थे । मैं सुनकर पुर्ण धारण.तो नहीं क्र पाता,-पर आतत्व बह 
भाता है | बाद में में स्वामीजी से पूछ लेता हू । 


द 


( १४७ ) 


_तन्‍्त श्रीविभुषित जगद्गुर रामानभ्दाचार्य स्वामी हर्याचायंजी महाराज़ 


की ताना वाराष्टा सुरत गुजरात में श्रीमहान्त स्वामी क़ल्याणदासजी 
प्रहाराज के यहाँ दिनांक ६ से ११ भा, मारुत॑ मन्दिर-- 


यहाँ मारुती यज्ञ का सम्पादन बडे समारोह के साथ सम्पन्न 


हुआ जिसमें भारत के बड़-बड़े मनीषी सन्त महात्मा महामण्डलेश्वर 


एवं ज०गु०रा० हर्याचायें ५ दिनांक का समय दिया । जिसमें स्वामी 


जी महाराज ने यज्ञ की चर्चा करते हुए कहा कि राम शब्द अग्निक़ा 


भी कारणहै । “जग़त्‌ कारण ब्रह्मत्युज्यतेब्नेन सुत्रेण” | आनन्दभाष्य 


की चर्चा करते हुए हनुमानजी क्रो एकादश रुद्रके रूपमें प्रस्तुत करते 


। 
॥ 


| 


हुए हनुमानजी को सत्य, ब्रह्मचय, सेवक धर्म, स्वामी में उच्चकोटिक़ी 
निष्ठा, परमभक्त, के रूपसें दर्शाया | ऋगवेद में हनुमानजी की पूर्ण 
चर्चा को गयी है | पूरा चरित्र जेसे रामायणमें कार्य किया वह सभी 
काये वेदमें वणित है । क्‍ 
आरुद्रं रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे ।७३॥ ( ऋगवेद १०।६४॥८ ) 
सुरत का सम्पूर्ण सन्‍त मण्डल पधारे और बहुत दत्तचित हो 
कर स्वामोजी का प्रवचन सुना । उसके बाद यज्ञका उद्घाटन स्वामी 
जी ने किया । पचांसों हजार जनता उपस्थित रही । और आनन्द 
लेती रही एक अलौंकिक छटा' उस संमयमें दृष्टिगोचर हो रही थी। 
मेरे जीवन में यह ऐतिहासिक सभा थीं जिसका दंशन मैंने किया । 
--रमेंश दास श्रोवेष्णव 


द्विनांक २५-८-४८२ ई० में जग़द्गुरु समात्तन्दाचाये 
ध्वाम्ी हर्याचाये क़ा श्रीमदुभागवत पर बहुत सुन्दर. प्रवत्चन हरिधाम 
ग़ेप़्ाल मन्दिर रामघाट अयोध्या में सम्प्रन्न हुआ । जिसमें स्वामीजी 
ते गोपी गीत, भ्रमर गीत, युग़ल गीत: तथा बेद स्तुति पर विशिष्ट 
चर्चा क्रिया, जो अत्यन्त भावोत्पादक रहा | मैं तो अपने जीवन, में 
शान्‍्त होकर इस. प्रकार की कथ्रा भादि,श्रवण तही किये.था । स्वामी 
जी के शरणमें आते से मुझे बड़ी हो सुख़ शान्ति मिली ॥ नित्य सह़यू 


। 
| 
|] 
( 
>> 
हक 


( १४५ ) 


स्‍तान, गोपालजी का दर्शन, कुछ भजन पूजन, सन्त की वाणी यह सब 
मिलाकर मैं अपने जीवन को क्ृतार्थ मानता हू । मानव जीवन का 
उद्देश्य है कि जीव भगवत दरणमें जाय, यह संयोग मुझे अनायाप्त 
ही प्राप्त हुआ । और अब ईशावास्योपन्तिषद्‌ पर हरिभाष्य निकल 
रहा है । मैं बृद्ध होते हुए भी यत्‌किच्चित श्रमदान कर पाया, यह 
भेरे जीवन के सुखद क्षण हैं जिसमें योगदान करके मैं अपने को बड़ा 
ही गोौरवशाली अनुभव करता हू । 
एक छोटा सा अनुचर 
रामनाथदास श्रीवष्णव 
हरिधाम गोपाल मन्दिर रामघाट अयोध्या 


जगद्शभुरु रामानन्दाचार्य स्वामी हयाचायंजी का | 
$8 गुजरातमें पुनः पदापंण $& 
अनादि वदिक श्रीरामानन्द सम्प्रदायाचार्य गीता उपनिषद्‌ 
भाष्यकार विद्यावारिधि पुज्यपाद ज ०गु० रामानन्दाचार्य स्वामी श्रीहर्या- 
चार्यजी महाराज लगभग ढाई वर्षके बाद महामण्डलेश्वर श्रीमहान्त 
श्रीशिवरामदासजी महाराज सरयूतीथ्थे कर्णावत्ती एवं सूरत नाना वराछा 
मारुती धामके अध्यक्ष महन्त श्रीकल्याणदासजी खाकीके निमन्त्रणसे 
पुनः गुजरात पधारे | 
कर्णावतीमें पदापंण :-- 
दिनांक ४-४-९ ३ को पुज्यपांद आचाये चरणोंका पदापषेण महा- , 
मण्डलेश्वर श्रीमहान्त स्वामी शिवरामदासजी महाराजके निमन्त्रणसे 
श्रीअवध घामसे साबरमती एक्सप्रेस द्वारा हुआ। रेलवे स्टेशन पर 
श्रीमहान्त शिवरामदासजीने सदलबलके साथ आचाये चरणोंका स्वागत 
किया । इस स्वागतमें यह दास और मेरे बड़े शिष्य एवं स्वामी भगवा“: 
चाय आश्रमके महान्त श्रीकेशवदासजीके अलावा श्रीपाठकजी, सन्त 
रामक्रिशोरदासजी आदि कई सन्त उपस्थित थे.। श्रीअवधसे ही परमपूज्य 


जज आज 


ह 


( १५४६ ) 
 आचाये चरणोंके साथ मौनी स्वामी दीनदयालदासजी, सन्त प्रेमंदांसजी 
आदि भी इसी गाड़ीमें पधारे थे । 0 हा 

ब-संभाम पदापएण :- * ०) 

आज ही श्रीजगदगुरुजी का पदापेण सोलारोडमें स्थित स्वामी 
शिवरामदासजी द्वारा संस्थापित श्रीकांकरिया हनुमान मन्दिर शणाम- 
धाम आश्रममें श्रीअशोक भट्टजी के व्यास पद पर श्रीरामचरिंतमानस 
नवाह्न पारायणके विशाल पण्डालमें हुआ जहाँ हजारों श्रोताजतों ने 
आपका पुष्पवर्षासे स्वागत किया, जयजयकार से सभा भवन गज उठा । 
आचायच रण सिहासनारुढ़ हये तत्पश्चातू कथा व्यास श्री अशों कभट्टजी 
तथा श्रीमहान्त स्वामी शिवरामदासजी,. स्वाभी मोहनंदासजी औरं अन्य 
उनके भक्तोंने वेदमन्क्ों सहित पूजन आरती को, तत्पश्चात्‌ स्वागत 
प्रवचयके बाद आचार्य चरणोंका श्रीहनुमतृत्ररिल्ष पर सुन्दर प्रवच्नन् हुआ | 

दिनांक ५-४-व रे की धर्म -संभा :-- ता 082 

आजकी धर्म सभामें गुजरातके शिक्षामन्त्री' श्रीनरहरी अंभीन 
श्रो हतभाई मेहता एवं नगरपालिका के अनेकःअधिक़ारियोंने पुज्यपाद 
भ्राचायें चरणोंका सत्कार किया और विज्ञाल जनसभा को आचाये- 

चरणों सहित सभीनें संम्बोधन किया । के 0000 647 

शोझा यात्रा :-- 2 2 | 

दिनांक ६-४-४३ को श्रीहनुमत्‌ जयन्तीके शुभ अवसर पर 
चुज्यपांद श्रीरामानन्दाचाये श्रीस्वामी हर्याचायंजी महारांजकी शोभो- 
यात्रा स्वामी शिवरामदासजीके तत्वावंधानमें निकली, जिसमें अहमदो- 

. बादके सभी माननीय महन्त, सन्‍ते, मण्डलेश्वर, सहा।मण्डलेश्वर महातलु- 
भाव एवं श्रीविरक्त मण्डलके सन्त महान्त' उपस्थित थे। सभीले पूज्यपाद 
जगदुगुरुजी कां पूजन एवं स्वागत किया। श्रीमहान्त स्वामी शिवराम- 
दासजी अपने विरक्त मण्डल सहित सभो अन्य तड़ोंके आगन्तुक मह।तु- 

: भावों का स्वागत तथा भेंट वस्त्न लानी से सत्कार किया। स्वामी 

 मोहनदासजी घहित श्रीमहान्तजीके गुरुआ्राता मौनीजी आदि व्यवस्था 
संभाल रहे थे। श्रीमहान्त' स्वामी शिवरामदासजी महाराज आज 


( १५० ) 


सबविधि सम्पन्न एवं समर्थ श्रीमहान्त हैं, अतएवं हजारों लोग सक्र,.. , 
रोहमें उपस्थित थे। आज भव्य भंडारा; भूमि पूजन, विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
द्वारा मारुति यज्ञ आदिक़ा भी आयोजन था। श्रीमोहनदासजी सहित 
अनेक सन्त व्यवस्था संभाल रहे थे। व्यवस्था बड़ी ही सुन्दर थी। 
अतः यह तीन दिवसीय महोत्सक बड़ी भव्यताके साथ परिपूर्ण हुआ 
जो श्रीरामानन्द सम्प्रदायके लिए एक गौरवकी बात है | 
.. स्मरण रहे कि इस भव्य ज्ञान थंज्ञका मंगल प्रारम्भ जगदगुरु 

शामानन्दाचाय प्‌० स्वामी रामेश्वरानन्दाचायंजी महाराजके परमपावन 
कर-कमलों द्वारा किया गया था। 
मेरे आंक्रम में आगसल :-- 0 

दिनांक ६-४-€६ ३ को ही सायंकाल ६ बजे सदलबल आचाये- 
चरण मुझफ्र कृपा करके मेरे स्वामि भगवदाचार्याश्रम रामधाम में 
पधारे। यहाँ मेरें शिष्पजन तथा सजपुरके हरिंभक्तोंने आपका सुन्दर 
स्वागत तथा पूजन क़िया। रात्रि भोजन और विश्राम यहीं हुआ | 
सुरत के लिए प्रस्थान :--+ ९ 

मेरे यहाँ ही सूरतके समीप नाना वराछा मारुति धाम रामजी 
मन्दिरके महान्त श्रीकल्याणदासजी खाकी की ओरसे श्रीजगदगुरु रामा- 
नन्‍्दाचायें स्वामी हर्याचायंजी महाराजको लेनेके लिए गाड़ी लेकर 
अखिल भारतीय निर्वाणी अनी अबाड़के श्रीमहान्त श्रीसन्तसेवक दासजीं 
महाराज आं गये थे। इसलिए दिनांक ७-४-ह६ ३ को. प्रात: ७ बजे 
एक ओर गाड़ी माननीय विष्णुभाई पटेल की लेकर हम सब सूरतके 
लिए प्रस्थान किये । आचाये चरण मेरी गाड़ीमें तथा श्रीमहान्तजी 
और अन्य सन्त ज़ो स्वामीजी की सेवामें आये थे, सूरत वाली गाड़ीमें 
बठकर सूरतके महोत्सवमें जानेके लिए प्रस्थान क्रिये। 
बड़ोंदरा में पधरावनियाँ : 

बड़ौदामें ६ बजे प्रातः आचाये चरणौंकी पधरावनियाँ मेरे 
शिष्योंमें हुयीं और बड़ौदासे ११ बजे प्रस्थातकर हम सब मध्याह्व 
२ बजे सूरत नाना वराछाके मारुतीधाम रामजी मन्दिर पहुँचें। गर्द! 


( (१४#) ) 


. प्रहन्ति श्रीकल्याणदासजी ने श्रीचरणोंका पुजन स्वागंत किया और 
पू्वेनिश्खथित लिब्रास स्थानमें आपको उतारा गया। 
ज्ञातव्य रहें कि इस भव्य महोत्सवमें ब्रह्मपीठाधीश श्रीकाठिया 
परिवाराचाय श्री महाध्त स्वामी रामकिशोराचार्य जी महाराज़ का 
भी पदापंण हुआ था । श्री रामचरित मानस नवाह पाठ पारायणमें 
छाषी श्रीराम भन्दिर के महन्थ स्वामी रामक्षिशोर दासजी शास्त्रीके 
व्यासत्व पद पर चल रहा था ज़िसमें लगभग ५१ सन्त बंठ थे ॥ सुभव्य 
मसण्डप एवं श्री मारुती यज्ञ का यज्ञ मण्डप अति दर्शनीय था: | 
शोभा याद्वा:-- (90070: 
आजही सा्यंकाल ६ बजे सुसज्जित रथोंपर परमपूज्य आचार्य 
चरण एवं श्रीब्रह्मपोठाधीशजी महाराज विराजे थे | बंण्डबाजा हजारों 
धघ्वजा पताका तथा भजन मण्डलियों एवं कलशधारी कन्परायें और 
विशाल जनसमूह शोभा यात्नामें शासिल था ॥ नगर के मुख्यमार्गों से 
गुजरती हुयी शोभा यात्रा.,७.३० बजे श्री मारुती धाम पहुँचो. जहाँ 
आचायेचरण भगवान्‌ श्रीसीतारामजी का दशन करके सुसज्जित व्यास 
पीठ पर विराजमान हुये | : 
सर्वप्रथम महान्त कल्याणदासजी ने अपने शिष्यों सहित पुज्य- 
पाद जगदग्रुरुजी एवं श्रीब्रह्मपीठाधीशजी का पुजन एवं आरती किया ॥ 
उसके बाद श्री. काठिया परिवाराचायजी महाराज ने आजच्चाय चरणों 
का पूजन स्वागत किया शी 
सुरत के सहन्तों की ओर से स्वांगत:-- |... 

४: श्रीकाठिया परिवाराचाय श्रीमहात्त स्वामी रामकिशोराचाये 
जी के बाद सूरत के महामण्डलेश्वर जयराम दासजी तथा महामण्ड- 
लेश्वर स्वामी रामदेव दासजी, महान्त श्रोरामबिलास दासजी, अग्नि 
भ्खाडके माननीय श्रीमहन्त स्वामी योगेशानन्दजी, प्रभुति कई महान्त 

सन्‍्तोंने श्रीस्वामीजी को. फूल माला समर्पित करते हुये स्वागत किया | 
'पेल्पश्चात्‌ नगर जनोंने आचाये.चरणोंका स्वागत किया ।. यह स्त्रागत्त 
परमारोह, लगभग १ घण्टे तक चलता रहा । आधायंचरण फ़्ल-मालाओं 


( ११२ ) 
से ढक दिये गये । सभा का संचालन पाठ व्यास स्वामी रोमकिशोर 
दासघजी छांषी बड़ौदा वाले कर रहे थे । उसके बाद विरार भगवद्‌ 
घै।मके महस्त स्वामी गंगादासजी, महामण्डलेएच्च र स्वामी रामदेवदास 
जी, महान्त स्वामी रामबिलास दासजी रामस्नेही तथा स्वामी हरी* 
प्रसादाचार्यजी दादु दयाल आदि के प्रवचनों के वाद परृज्यपाद आचार 
चरणों के अतिधीर गम्भीर घथाणी में विद्वतापूर्ण श्री मारुति यज्ञ की 
बेदिकता पर प्रवचन हुआ जो ५ दिन तक को धर्म सभाक्षोंमें चलता 
रहा ॥ आपके वचनामृत श्रवण करने के लिए विशाल जनसमूह टूट 
डइता था ! सूरत शहर से नाना चराछा मारुती धाम ६ किलोम्रीटर 
दूर है फिर भी प्रतिदिन सूरत से माननीय सन्‍त महन्त तथा लगभग 
५ से ७ हजार श्रोताजन पधारते थे | श्रीमहान्त कल्याणदास खाको 
की व्यवस्था अत्ति भव्य एवं आचार्य निष्ठा से परिपुण थी । प्रतिदिन 
वस्त्र और पुष्प बिछाते हुए आचाये चरणों को धर्म सभामें ले जाया 
जाता था । बहुत भव्य दृश्य था | निर्वाणी अनी के श्रीमहान्त' सन्त 
सेवक दासजी महाराज. तथा इन्दौर के श्री महान्त लाल बात श्री 
रघुबीर दासजी खाको, महन्त रामसुशील दासंजी खाकी, श्रीअयोध्या 
दासंजी खाकी, महन्त शान्ती दाप्तजी दिगम्वर अ दिअनेक महानुभाव 
इंस महायज्ञ में प्रधारे थे । 

अखिल भारतीय श्री पंचरामानन्दीय खाकी अखोड़े के श्री 
महान्त वासुदेव दासंजी खाकी अभी तक़ नहीं प्रधारे थे ॥ ९३-१४ 
तक आने का समाचार था ओर न ही श्री ठीलाहाराचार्य श्रीमंगल 
वीठाधीशजी का भी पदापेण हो: पाया |था । 
पधरावनियाँ:+- 

दिनाक ८-४-७३ से ११-४०७३ तक सतत दिनमें' आचाय, 
चरणों की पधरावनियाँ श्री, महान्त कल्याण दासजी के शिष्यों और 
'श्षेक्‍कों में चलती रहीं । आज प्रातः ही चार सम्प्रदाय के श्रीमहा#ँ 
'विष्णुदासजी, महून्थ स्वामी जथरामवासजी' प्रभूति महानुभाव आचार्य 
चरणों" के. दर्शनों के लिए! प्रधारें परन्तु 'आचाये' चरण पंध रावनी में 


| 
| 
| 
। 
| 


है 
| 


2७७. «« न 


|; 
ही! 
े 
| 


श्रोरामजी मन्दिर के वर्तमा 


( १५३ ) 


ग्रे थे इसलिए दशन तहीं हो सके । मध्याह्ष तीन बजे मोरा टेकरा 


के पम्मातीय महन्त श्रीरामानन्द दासजी भी सदल बल पधारे ओर 
आचार्य चरणों का पूजन स्वागत किया था । इसी प्रकार श्रीरघुनाथ 
शा के श्री महन्तजी आदि लगभग सभी सन्त महान्‍्त आचार्य चरणों 


| $ दर्शनों को पंधारे थे । 


छत्र का सम्रपंणः ८ 5 
दिनांक १०-४-४ ९२ के रात्रि को धर्मप्भामें लाल दरवाजा 


ने भहामण्डलेएवर स्वामी रामदेव दासजी 
एक नवीन छंत्र भी समर्पित किया गया 
क आचार्य निष्ठ श्रीं महान्त हैँ । 
न्दर प्रवृत्तियाँ चलती रहती हैं । 
११-४-६३ की धर्म सभामें पुनः म० स्वामी जयरामदासजी पधारेथे | 

पांच दिन की धघम्में सभाय विशाल जनसमतरह एवं सन्त महन्तों 
की उपस्थिती से भरी-भरी रहती थी | बार-बार करतल ध्वति द्वारा 
खण्ड गूंज उठता था । प्रतिदिन मैं 'भी संतों 


एवं जय जयकारसे सभा 
की आज्ञा से बोला करता था । आजक़ी संभामें स्वामी जयरामदास 
श्रीरामानन्दाचारय 


जी आभार दर्शन करते हुये कहा था कि पृज्यपाद 

स्वामी हर्याचायेजी महाराज ने श्रोरामानन्द सम्प्रदाय के दिव्य रहस्यों 
को जो अपने वच नामृतमें वर्णन किया है 4ह अवर्णनीय है । आपकी 
मधुर वाणी ने सबके मनको प्रभावित किया है । आप वास्तवमें एक 
प्हान धर्माचाय' हैं | श्रीस्वामीजी महन्त कल्याणदासजी के निमंत्रण 
से स्रत पधारे और यहाँ की प्रजा को जो दिव्य वचनामृतोंसे पावन 
बनाया है हम उनके आभारी हैं | भाज की धर्मंसभा रात्रिके १२ बजे 
त्तक चलती रही । भी रामचरित मानस एवं वेदोंके माध्यमसे आपने 


की ओर से आचार्यों श्री को 
था | स्वामी रामदेव दासंजी ए 
आपके द्वारा लाल दरवाजे में सु 


 प्ञात प्रकारके यज्ञोंका विशद निरुपण किया जिसे सुनकर सन्त महान्त 


विद्वत्‌ जन तथा समाज चकित हो गया था । 


विदाई समारोह- 
१२-४-७३ को प्रात; महन्त श्री कल्याण दासजी की ओरसे 


. शक्त भव्य विदाई समारोह का आग्रोजनत किया गया था जो अपने ' 
! 


अ 
जद 


( १५४ ) 


झ्लापमें अद्वितीय था । श्री महन्त जी ने पुज्य जगदगुरुजी सहित हम 
सबका भेंट, पूजा, वस्त्र तंथा लानी देकर भव्य सम्मान किथा और 
अन्तिम आरती जब होने लगी तब जन समाजमें करुणा छा गई। 
आजही मारती यज्ञका शुभारम्भ आचार्य चरणोंके कर-कमलों द्वारा 
किया गया था। यज्ञ मण्डपमें जब आपने संस्कृत भाषामें मारुतो यज्ञ 
वैदिकता पर प्रवचन किया तब विद्वाच्‌ सब चक्तित रह'गये। बार- 
बार जय-जयकारसे आपका अभिवादन किया गया। इस प्रकार पांच 
दिवपीय इस भव्य कार्यक्रमको पुर्ण क़रके जब आचार्यचरण श्रीमारुती- 
धामसे प्रस्थान करने लगे, तब जनसमूह और महान्त श्रीकल्याणदा सजी 
महाराज सभी रो पड़े | स्वतः आचार्य चरणोंके पावन नेत्र भी सजल 
हो उठ । सभीने पुनः जयघोष किया और चाचायेजी महाराज कर्णावती 
सरयू तीथ के लिए प्रस्थान कर गये। महन्त श्रीकल्याणदासजी की 
आचार्यतिष्ठा, उनकी सुभव्य व्यवस्था और अतिविवेक तथा विन म्रतासे 
परिपूर्ण व्यवहार और सत्कारसे सभीको परमानन्द था। सभीके उद्‌- 
गारोंमें उनके लिए साधुवाद था। समारोह अपने-आपमें अनोखा 
अदुभुत तथा भव्य था, इस प्रकार ४-४-४३ से श्रीमहन्त स्वामी 
शिवरामदासजी सरयूतीर्थ कर्णावतीसे प्रारम्भ पूज्यपाद जगदुगुरु रामा- 


नन्‍्दाचाय स्वामी हर्याचार्यजी महाराज की पुन: यह गुजरात यात्रा- 
प्रथम यात्राकी भाँति धूमधाम और आन्दोल्लासके साथ परिपूर्ण हुयी । 
पुज्य आचायंश्री सिह गजना करके भगवान्‌ श्री रामानन्दाचारयंजी का 
जयघोष कराके १६-४-४ ३को सरयूतीथसे श्रीअवधधामके लिए प्रस्थान 
कर गये । रेलवे स्टेशन पर' आपको भव्य विदाई दी गयी । आपक 
पदापंणसे पुनः गुजर भूमि पबित्न बनी, यह श्रीसम्प्रदायके लिए गौरक 


की बात है । 
जय जय हर्याचाय की होती है. सर्वत्र । 


कह थिरक्त आचार्य का जीवन परम पचित्र |। 
णीवन परम पवित्न राम चरनन अनुरागी । 
रामानन्दाचाय. महाप्रभु हैं. बड़भागी ।४ 
विनवे रामकुमार सकल जन के हितकारी | 
स्वामी हर्याचार्य चरन की है बलिहारी ।॥ 
' श्रीखाकी बापू 
स्वामी भगवदाचार्याश्रम रामध्राम, कण्णविर्ती 


6 


क्‍ 2. ई$8 चतुष्पदी $8 
 त्वदीया या कान्तिजनकपु रवामाभिलषिता, 
। जगहन्द्याइनिन्या जनकतनयाया हृदि मता | 
.._धतीनां सर्वेस्वं १ 2030000 2676: क्‍ 
क्‍ सकुद्रमस्वासिन्‌ ! जगदधिपते गोचरयताम्‌ ॥॥१॥ 
है श्रीरामजी महाराज ! ज़नकपुरकी सम्पूर्ण सुन्दर स््रियोंने 
* झ्लापकी ज़िस कान्तिको अपना: परम अभीष्ट बनाया था, जो कान्ति 
_ जगदम्बा श्रीज्ञानकीजीके हृदयमें सदा विराज़ती है, जो विरक्तोंका 
| धवेस्व तथा नूतनमेघके समान अत्यन्तसुन्दर हैः उस (कान्ति) को एक- 
बार मुझे दिखा दीजिये।॥ १॥। 
स्वकोीय: पापोघरभंवभयमहामो हर जनी--- द 
तमः पारावारे शरणरहितं हन्त पतितम्‌ । 
सहीजाभीस्वासिन्‌ ! सपपि समवेक्ष्या तंशरण! क्‍ 
प्रहीतु मां बाहुंँ द्रतमिह समुत्यापय विभो ॥॥२।। 
हे श्रीरामजी महाराज ! अपने अनेक पापोंसे संसारक भय और 
क्‍ मोहरूपरात्रिके अन्धका रसमुद्रमें, मुझ दीनको गिरा हुआ देखकर पकड़ने 
फेलिये शीक्र ही अपना भूज उठाइये । २॥॥। _.  . 
गजत्नाण या55सोद्द्रततमग तिस्तेउतिसुख दा, ः 
८तेथा रक्षाकाले जनकतनयाया रघुपते । 


अनाथानां नाथ ! स्थितिमिह सहागमभ्यजलधो, 
समोक्ष्य त्रातुं मामपि सपदि तां धारय विभो ।। ३।। 


है श्रीरामजी महाराज ! गजराज और श्रीज्ानकीज़ीकी रक्षाके 
प्राय जो शीघ्रतम गति आपकी थी अर्थात्‌ आपने अपनो जिस शक्तिके 
8रा इन दोनोंको शोघ्र रक्षा को थी, हे अनाथोंके नाथ ! मुझे इस 
_ पध्ाररूप अगाध समुद्रमें डूबते देखकर बचानेक लिये शी घ्रही उसो 
 गतिको धारण करें॥ ३ ॥ कह 
| यम्ाप्तुं प्राचीना उनय ऋषयश्चापि सकला, क्‍ 
द जग:द्धाव: खिन्ना वंनतरुषु वास विद्धिरे। 
._ तह रामस्वासिन ! भवभयहर! प्राथय इदम। 0 
क्‍ .. तमरेवाद्य . प्रेक्षे चरणविमलोलोकमधुना ॥।४।। 
हे श्रोरामज़ी महाराज! आपके श्री 
की पानेके लिये प्राचीन ऋषियों 


शा भिकि 
8 


हे 


॥ श्रीरामो विजयतैतराम ।। 


$ श्रीसम्प्रदायाचायांणां परम्परानुक्रमणिका & 
प्रथभमे कारणं रामः श्रीसीताथ .द्वितीयके । 


आउ्जनेय विधिश्चाथ वशिष्ठषि हि पत्चमे॥ १॥ 


पराशरो5थ वे व्यासः शुकाचार्यों हि सप्तसे । 
बोधायनो महायोगी ततो गंगाधरो5भवत्‌ ॥। २ ।। 
सीतारामपदाशक्तः. सदाचायंस्ततोी महान । 
तस्माद्रामेश्वराचार्यों द्वारानन्दः प्रतापवान्‌ || ३॥। 


देवानन्दमहाचार्पात श्यामानन्द्रस्तु भक्तिमान्‌ । 
ततो जातो महायोगी श्रुतानन्दस्तु योगिराट ।। ४ ।। 


चिदाननन्‍्दः स्वरूपज्ञः पुर्णानन्दस्ततो5भवत । 

५ प्ियानन्दो बहुशिष्येषु हर्यानन्‍दोी बभुव ह॥। ५ ।। 
राघवानन्दस्तत: प्राप्तो राप्तानन्द स्वयं हरिम्‌ । 
प्रस्थानत्रयभाष्यन्च कृत संसार हेतवे ॥| ६।।._ 
श्रीरामानन्दमताधारः . शास्त्रालोडनतत्पर: । 
श्रीमद्भगवदाचाय: पण्डितेड्पः सदा हृदः॥ ७॥। 
वेदवेदान्तत्रत्वज्चः. सीतारामपदे.. रतः । 
आचायः शिवरामश्च जातः शान्तस्वरूपवान्‌ ॥| ८ ॥। 


बहुनां. साषाणामधिपतिरुद्ग्रस्व्मसि वे, । 
बहुना विज्ञानां त्वमसि परम सिल्रमधुना । 
बहुनां भीतानां त्वममस. शरणं विश्रुतमहो, 
सदा हर्याचार्थों यतिपति सुरूपो विजयते ||  ' द 
द देवदासईती 


--आचाय राम 
43 फ /+-] 


